


रगायन 


वर्ष्‌ : ३४ 

अंक : 9-२ 
जनवरी-जून*२००१ 
सम्पादक : पीयूष दईया 


एगायन 

(भारतीय लोक कला मण्डल का मुखपत्र) 

सम्पादक : पीयूष दहईया 

सहायक निदेशक : श्याम माली 

मूल्य : पम्पादकोय पत्र व्यवहार : 

वार्षिक : ८० रुपये मात्र पीयूष द्या 

यह अंक (संयुक्ताक): ४० रपये मात्र भारतीय लोक कला मण्डल 
उदयपुर (राज.) ३१३ ००१ 


विदेश मे : एक प्रति : ८ डालर दूरभाष : ५२८३१६ 
` ५ पारण्ड 
डाक-खर्च - समुद्र से : ३० रुपये वितरक : 
वायुयान पे : ५८ रुपये वाणी प्रकाशन 


२१ए, दरियागंज, नयी दिल्ली-2 
आवरण : छाया-चित्र : अनुपम मिश्र फोन : ३२७३१६७, ३२७५६१० 


प्रकाशक : 

रिया तहसीन 

मानद सचिव, भारतीय लोक कला मण्डल 
उदयपुर ३१३ ००१ (भारत) 

दूरभाष : (०२९४) ५२५०७७ 


चौधरी जंफसेर प्रा. लि. 


१११२, गुरू रामदास कालोनी, उदयपुर (राज.) ३१३ ००१ 
फोन : ५८४०७१, ४८५७८४ 


राजस्थानी लोकगीतों मे गायकी 
देवीलाल सायर 
देवोलाल सामर का लोकतात््विक चिन्तन 
मोहनकरष्ण बोहरा 
राजस्थान का लोकं संगीत 
राजस्थानी वाद्य यन्त्र 
कोमल कोटारी 


जलाशय सम्बन्धी लोकमीत 
(सन्दर्भ : गुजराती लोक साहित्य ) 
डा. हय याज्ञिक 
इतिहास-लेखन मेँ लोकसंस्कृति की भूमिका 
प्रो. नर्मदा प्रसाद गुप्त 
पाच राजस्थानी लोकमीत 


भगवतीलाल व्यास 


हरसा बीर म्हारारे 


मनोहर शर्मा 


^ 


५७ 


२२ 


४३ 


६१ 


> ५ 


<~ 


व्रदीनारायण 
भारतीय लोकवार्ता के अंग्रेज अध्येता 
डो. सुरेश यिश्र 


"हो" जाति के लोक गीत 
डो. नस्दिधर प्रसाद 
खाम्‌तियों का लोक साहित्य “मुव्‌-खाम्‌' 
भिद्य कौण्डिन्य 
अकाल : वेदना व आंसू के गीत 


समनारायण उकाध्याय 


बहुला गायः एक निमाडी लोक गीत 
दुगशिंकर त्रिवेदी 
मालवा से कुछ शब्द 
चच्धशेखर दूबे 


नारी पर एकाग्र महागाथा : लछमी जगार 


हरिहर वैष्णव 


गवरी : एक छाया - लेख 
भानु भारती 


99 


१०६ 


9९१ 


१२३ 


१२६ 


१२३२ 


देवीलाल सामर 


जस्थानी लोकगीतों में गायको) 


यह सर्व विदित दहै कि लोक गीतोंको न केवल छब्द रचना, बल्कि स्वर 
रचना भी किसी प्रयास सखे नहीं होती, वे अनायास ही हदय के उद्गारो के साथ 
किसी व्यक्कि के कंठ से उद्‌भासित होकर जन-जनके कटो की शोभा बन जाते 
हं ज्यो-ज्यो समय बीतताजातादै, ये गीत एक से अनेक कंठ पर चद जातेदै 
ओर उनमें शब्दो जर स्वरोंकौदृष्टिसखे प्रौढता आती जाती है। धीरे-ध्ररि खमय 
ओर समाज की कसौटी पर कसर करये गीत अर्थ-माधुर्य तथा स्वर-रचनाकौ 
ट्ष्ठिसे सर्वगुणसरम्पन्न हो जाते हैँ, उनकी गायकी में भी आाम्रूल परिवर्तन होने 
लगते हैँ । यह गायकीनतोरागवक्छी परिभाषादे, न स्वयंदह्ी कोई रागदहै। व्ह तो 
गाने कादढग मात्र दहै, जो समय ओर समाजगत रूढि के रूप मेँ खमाज द्वारा 
स्वीक्रत समज्ञा जाता है! एक दही गीत के गाने की अनेक गायकिर्योँ हौ सकती 
है { ये गासकिर्योँ विशिष्ठ सामाजिक तथा वैयक्तिक स्थितियों पर आधारित रहती 
है, जैसे यदि कोई गीत किसी जलिक्षित या जपरिचित खमाज यें घुमा-फिराद्ै 
तो उसखक् गाने का ढंग अत्यन्त खरल ओर प्राथसिक होगा! यदि वही गीत किसी 
शिसित तथा संस्कत वर्ग कौ धरोहर बनता दहै, तो उसकी गायकौ अपेश्षाकृत 
अधिक परिष्कृत ओर परिमार्जति होगी । म्रूलमेंतो उन गीतों वकी राग सामान्य 
रागदहीहोती दै, परन्तु धीरे-धीरे वातावरण तथा अभ्यासी- वर्ग के संसर्ग मे उनमें 
रगीलापन आने लगताडहे। यदिये द्धी गीत सामुदायिक स्तरसे उठकर किसी 
व्पक्ति विशेष कौ रुचि की चीज बन जते है, तो भी उनकी गायको में आमूल 
चचूल परिवर्तन होने लगताडे।ये गीत सदि किसी पेशेवर कलाकार क्री धरोहर 
जनते हैँ ओर उन पर आजीविका उपार्जन को जिम्मेदारी भी होती दहै, तो निश्चय 
ही उन गीतों में कुछकमनीयता तथा मुकियों की बहार आने लगती है । राजस्थानी 
गीतौ मे एेसे गीतों को संख्या कम नहीं है, जैसे मांड, तीज, गणगौर, जला, 
जमाई, पणिहारी, पीपली आदि गीत । यदि इन गीतों के लोकसंस्करण हम सुनें 
या एकित करे तो हमे अनुभव होगा कि इन दोनों शैलियों मे जमीन आसमान 
का अन्तर हे! राजस्थान की टोली, मिरासी, लगे, कामड आदि पेशेवर गानेवाली 
जातियों द्वासय गाये जानेवाले व्यवसायिक गीतो में इसी विलक्षण गायकौ के दर्शन 
होते हैँ! शादी, विवाह, उत्सव, त्यौहार आदि के गीत, जिन्हें आमतौर से सभी 
राजस्थानी स्त्रियां उपयुक्त अवसरों पर गाती है, जब्र पेशेवर कलाकारों के कंटों 
पर जाते डे, तो उनको रगत ही बदल जाती है। 


य्ह यह भी कहना अनुचित न होगा कि लोक गीतो मेंउनकौ स्वर-रचनासेभी 
अधिक हत्व ररव्रने वाली उनक्छी गायक ही दहै! उस गायको में स्वरों के विशिष्ट 
तलहजे, गाने के विविध खटके तथा शब्दों के उच्चारण चो चिशेषतायें है । यदि ये 


५ 


विशेषतायें लुप हो जाय तो वे लोक गीतौ के दर्जे से हट जाते हैँ । ये विशिष्ट 
लहजे ओर रखटके विशेष अभ्यास से नहीं आते ओर न सीखने-सिखानेसेदही 
इनका सम्बन्ध है। ये परम्पराओं ओर संस्कारों से सम्बन्धित हैँ । जिस तरह 
लोकगीत किसी व्यक्तिं विशेष कौ धरोहर नरह होते, वे रचे नदीं जाते, उन पर 
किसी रचयिता की छाप अंकित नहीं होती, उसी तरह उनके लहजे ओर र्रटके 
भी किसी व्यक्छि या समाज विशेष कौ रचना कौशल के परिचायक नहींदहै। ये 
रटके ओर गायकी के विशेष तरीके समाज के अपने हैँ, जो निरन्तर अभ्यास 
तथा प्रचलन से हमें प्राप्त हुए हैँ । उनके पीके जनेक मस्तिष्को, अनेक रचयिताओोँं 
तथा सामाजिक अनुभवो कौ पृष्ठभूमि रहती है । 


लोकगीतो की गायकी तथा विविधताको दृष्टिसे उनको विशिष्ठ प्रक्रिया के दर्शन 
ऊपर कराये गये हैँ, जो भारत के सभी लोकगीतों के साथ लागू होते है। 
राजस्थानी गीतों कौ जपनी विशिष्ट सामाजिक ओौर भौगोलिक तथा मौसमी 
परिस्थितियों के कारण उनके मानस पर विशेष प्रकार का असर पडता दहै, यही 
असखर उनके जीवन कौ अनेक अभिव्यक्ियों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता दहै। 
मिसाल के तौर पर सुदूर मरुभूमि में जरह सर्वत्र बालू ही बालू है, जरह जीवन के 
विविध साधन बहुत कम होते हैँ, जरह मनुष्य को अपनी आजीविका के लिये 
बहुत अधिक कष्ट उठाने पडते हैँ । वहां रागरग की मात्रा प्रायः कम रहा करती 
हे, ओरजो भी थोडी बहुत होती है उसमें खभी लोग सराबोर हो जाते हैँ, क्योकि 
रागरगकेजो भी थोडे बहुत साघन उपलब्ध होते हैँ, उनको पूरी तरह उपयोग 
मेलने कौ लुद्धिमानी भीये लोग बहुत कियाकरते है णेखा नहीं करे तो इस शुष्क 
दुनियां मे जीनादहीहरामदहो जाता दहै एेसे लोकगीत प्रायः राचि में जब दिनभर 
को थकान के बाद लोग एक जगह जमा हो जाते हैँ, गायै जाते हैँ । सर्वत्र बालू 
ही बालू ओर खुला वातावरण होने के कारण उनके गीतों में एक विशेष प्रकार 
को गज होती है... गते हुए लोग अपनी धुनो कौ प्रतिध्वनि स्वयं जपने कानों से 
सुनते है ओर उसकारस लेते रहते हैँ । धीरे-धीरे संस्कार गहरे हो जाने से उनके 
गीतोको गायकोमें भी गंज का संचार होता दहै, तथा प्रत्येक स्वर रुक करडउसको 
लम्बाने के प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। यही कारण हैँ कि मरूभूमि में गाये जाने 
वाले सभी गीत धीमीं चाल में गाये जाते हैँ । इसी धीमी चाल के कारण वे अधिक 
जन- समुदाय के लिये ग्राह्य तथा आनन्ददायक भी बन जाते हैँ । यही कारण है 

कि बीकानेर, जैसलमेर कौ पणिकारी तब उदयपुर मेवाड़ कौ पणिहारी यें स्वर- 

रचना का साथ होते हुए भी, उनकी चाल तथा रगत मे जमीन आसमान का 
अन्तर है । इसी तरह - बीकानेर कौ तरफ़ गाई जाने वाली * पीपली ' ओर उदयपुर 
मेवाड़ को पीपली कौ धुन भी प्रायः एक-सी होते हए भी दोनों की चालो में 

बहुत अन्तर है । यही हाल “ईडोणी ' तथा "गणगौर ' आदि गीतों का है । 

कोटा, उदयपुर, बून्दी तथा कुक अंश में जयपुरी लोकगीत की लये अपेश्ाक्रत 
द्रूत होती हैँ, वे अधिकांश खरक प्रधान हे, आलाप ओर गुंज प्रधान नदीं । गूँज 
के लिए इन क्षेत्रों कौ भौगोलिक स्थितिर्योँ अनुकूल नदीं है, जिस तरह मरूभूमि 


६ रगणायन 


क्री ठंडी रातो मे ऊट पर चलने वाला यात्री अपने गीतों की स्वर लहरियों क 
गुज करा आनन्द लेता हुजा, अपनी यात्राको सुगम ओर सरस बनाता हे, वैसी 
जात इन क्षेत्रों में नहीं होती । स्वयं गाये हुए गीतों कौ स्वर लहरिर्यो दूर तक नहीं 
फेल पाती! व शीघ्र ही समाप्तो जाती है, तथा उनको रगत अल्पजीवी होने से 
वरे स्तरभावमेदहीद्रूत वन जाती हैँ! राजस्थानी लोकगीतौ को गायकौ का यह 
चहुत ही वेक्लानिक विश्लेषण दै जो लगभग खभी राजस्थानी गीतों को इस 
विशेषता के अनुसार इन दो श्रणियों मं विभक्त क्रदेता दहै) 
ये दौर्नो ही ' स्वरूप अपने-जपने दायरे यं अपना विशेष स्थान बनाये हुए है| 
भारतीय लोक कलामंडल्‌ के संग्रहालयमेंदेखं सैकड़ों गीतो का ध्वनि-सखंकलन 
म्रौजूद ड, जिसमें यह वर्गीकरण स्पष्ट हे । उदयपुरी शैली क गीत-नृत्यो के एक 
प्रदर्शन को देखकर एक विद्राच के जन यें यही शंका उत्पन्न हुई थी ओर वे 
अनायास ही, इसलिए लिगड़ पड कि हमने उनके मौलिक रूप को बिगड़ कर 
उन्दं विकरुत कर डाला है परन्तु उन्होने कभी इस बात की कोशिश नहीं कौ क्कि 
यह अन्तर क्यों है? हमने यह वर्गीकरण हजारों गीतों के अध्ययन ओर परीक्षण 
के ्ादद्टीक्कियादहै। इस कथनको पृष्ठि के लिये अनेक उदाहरणयपेशक्कियेजा 
सकते दहै, जेखे बीकानेर कौ जौ ओर उदयपुर कौ तूं में शब्द तथा स्वर का 
साम्य होते हए भी, उनकौ गायकौ में जमीन आसमान का अन्तर है! यह अन्तर 
स्वर-ल्िपियों द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता! वहतो श्रवण तथा अध्ययन सेह 
सम्बन्ध रर्रता दे | 
राजस्थानी गीतों कौ गायको में, जो ऊपर विभिन्नतायें दर्थायी गई हैँ, जिनका 
विवेचन करना भी नितान्त आवश्यक है, एक मोटा अन्तर तो यहहै कि यही गीत 
जब किसी सधे हए शास्त्रीय कलाकार द्वारा गाये जाते हें, तो उनको मूल स्वर- 
रचना वही रहते हए भी, उनकी गायको में विलक्षण परिवर्तन हौ जाता है। 
शास्त्रीय गायक लोकगीतौं को प्रत्येक पंक्ति मैं एक विशेष कंपन ओर मुर्कियोँं 
क्रा प्रयोग करके उसे जाकर्घक ओर चमत्कृत करने की चेष्टा करता दै। 
निश्चय दही इस तरह गाये हुए गीत अधिक मंजे हुए ओर आकर्षक लगते है, 
खास्त्रीय संगीत पद्धति की लोच अवश्य जा जाती है, परन्तु लोक-गीतौ कौ 
गायकौ की जात्मासेवे दुर हो जाते हैँ, जब इस गायको का विवेचन करिया जाता 
हे, तो इसका अर्थ यह नदीं कि उनके शब्दों के उच्चारण के भेदसे गायकौ में 
अन्तर आजातादे। जैसे मारवाड तथा बीकानेर को तरफ की राजस्थानी भाषा के 
शब्द उच्चारण यें ओंकार बहुला हो जाते है, जर शब्दों के उच्चारण के साथ ही 
स्वरोकौ गायकौ भी ओंकार बहुला हो जाती हे । 
इन्टीं कारणों से राजस्थानी गीत अपनी गायकौ के अनुसार निम्नलिखित वर्गो में 
विभक्त हौ गये है :- 
(९) वे लोक गीतजो विशुद्ध ग्रामीण वातावरण में गाये जाते, जओौरजो केवल 
स्वांतः सुखाय होते है, ये गीत सामुदायिक होते हँ ओर विवाह, समारोह, 


उत्सव, पर्वो जादि पर विशेष रूप से गाये जाते हे। 

दे गीत जो व्यवसायिक तथा पेशेवर जातियों द्वारा अपनी जजीविका- 
उपार्जन हेतु गाये जाते है ओर जिनमें गायन-वादन कौ विशिष्ट परम्परायें 
चती हैँ ओर जो पुश्त दर पुरत अपने कलात्पक ढंग से अभिव्यक्त होते दहै 


) त गीत, सो शहरी वातावरण में सहरी लोगों द्वारा शौकियादददंग से गाये जाते 


दैँ। 

वे गीत, जो खथे हुए शास्त्रीय कलाकारों द्वारा गाये जाते हैँ, ओर जिन्हें वे 
अपनी विशिष्ट रगत देते है। 

इन उक्तं शेलियो में सर्वाधिक प्रयुक्त होनेवाली शैली पेशेवर जातियों द्वारा 
गाई जाने वाली लोकगीतोंको डे)! इस श्रेणी के गीतों कको कोई निश्चित 
संख्या नहीं है। वे सर्वाधिक लोकप्रिय हैँ, ओर उनका चलन केवल 
गाचेवालों तक दी सीमित दै! श्रोताओं कौ अभिरुचि को आकर्षित करने 
क्री उनमें ताकत हे, अथवा यों किये कि उनमें प्रदर्शनात्मक गुण कूट 
कूट कर भरे दे । प्रदर्शनात्मक गुण उन्हीं गीतो में होते हैँ, जिनमें स्वरों तथा 
शब्दो के वैविध्य के साथ कलात्मक चमत्कार हो । चमत्कार ओर माधुर्य 
क्री दूष्ि से व्यवसायिक जातियों द्वारा गाये हुए लोकगीत ही सर्वाधिक 
मधुर ओर जआकर्षकदहैँ।येदही गीत लगभग सभी प्रदर्शनों तथा सार्वजनिक 
अायोजनो को शोभा बाते हैँ । व्यवसायिक होने के नाते उनमें चमत्कारिक 
गुण हैँ जर श्रोताओं को रिञ्लाने कौ विलक्षण शक्ति है । 


< रगृायन 


मोहन कष्ण बोहरा 





खामर का लोकता 





दवीत्नाल स्यामर हिन्दी मं लोकतात््विक आलोचना के प्रथम प्रणेता द| 
लोक-खादित्य ओर कलाओं का अध्ययन तो हिन्दी जगत में जपसे पहलेदही 
्रारम्भदठागयाथानलक्रिन जो विद्रान उख आर उन्मुख एव मुख्यतः साहित्यिक 
श्नत्र क व्यक्ति थ ओर क्योकि वे अभिजातये लोक की जर जाये थे इसलिये 
त्ाक-साहित्य का विवेचन भी उन्होने साहित्यिक ओर सामाजिक द््ृषिखेद्ी 
क्रियाः लोक-खम्पदा के चिजत्व क्न ओर उनका ध्यान नदीं गया । जागे चलकर, 
जिन्हाने लाक-कलाजां की लौक-तात्विक्त पहचान अनुदित करने का उद्योग 
करिया, उनमं देवीलाल सामर क्रा नाम सर्वोपरि पहत्वक्रादै ! जापलोक-जीवन 
मे गहर रम हुए जर लोकक्लाओं के खाश्नात्‌ अनुभव वाले व्यक्ति थ ओौर कुछ 
श्नत्रों क प्रयोक्ता भी। लोकक्लाओं का आपका निरीक्षण भी बहुत सूक्ष्म था। 
लोक-आआलोचना के क्षेत्र में प्रवेश करते द्ुएु आपने इन कलाओं क समधर्मी 
शास्त्रीय अनुशासन को भी भली घप्रकार स खाघध लिया था। यह खास्त्रीयता सदेव 
आपके कविवेचन-विश्लेषवण क पृछभ्रूत रही हे इखलिए लोक का लास्त्र से अंतर 
हौ नहीं, सास्र के संदर्भमं लोक का वैशिष्ट्य भी वे गहराई में -जाकर उद्घाटित 
कर सक दँ ओर उसके निजत्व क्री पूरी प्रतीति भी हयं दे सकर दै । जपने 
विभिन्न प्रदशो ओर विदो का भी व्यापक श्रमण कर वर्ह क्री लोककलाओंका 
भी गहरा अनुशीलन क्रिया था, इसक्छौ छाप आपके विवेचन यं पग-षपग पर 
अंकित हुई सिलतीडे।किसीएक प्देशवक्छोक्लाक्कौ किसी विशेषता पर विचार 
करत हुए जल उगापक्रा ध्यान अन्य प्रदेशो क्मी ओरजातादै तो तुलना के लिये 
यैविध्यकी एक पूरी श्ुखला उन्हँं खहज बही सुलभदहटो जाती है । इतनी दही तीक्ष्ण 
आपको श्रवण-संवेदना है ओर इतनी ही पैनी कविश्लेषणङ्क्ति कि जपक्रा विवेचन 
नेत्रौन्मीलक हो जाता है! इन कलाओं का जो आनन्द हप अनुभव करते देँ 
लेकिन जिनकी जटिलता में पेठना हमारे लियि संभव नहीं होता, आप उसे 
अत्यन्त खहज ओर सुलद्े हुए ढंग से विशुलेषित करते चलते हैँ; सथासाघ्य वे 
अपने विश्लेषण को तकनीक्छौ शब्दाक्ली से मुक्त भी ररते हैँ यद्यपि जर्हा शास्त्र 
से तुलना जभीष्टदहोती दहै, वे तकनीकी शब्दावली का प्रयोग भी अधिकारपूर्वक 
करतें! जआपलोककला को सीमाओंको भी पहयचानते हैँ; आपके विवेचनर्में 
-हयें वस्तुनिषछठता भी मिलती है इसलिये लोककलाओों के प्रति अनुराग होते हुए 
भी जाप कर्टीं गलित भावुकता के शिकार नर्हीं होते! जापका विवेचन जो 
प्रामाणिक जान पड़ता है, उसका रहस्य खही है। अपनी पुस्तक “लोकधर्मी 
प्रदर्शनकारी कलाप" मे सामरजी ने लोकसंगीत, लोकनृत्य ओौर लोकनाट्‌य का 
विस्त॒त विवेचन करते हुए इन कलाओं का लगभग शास्रदह्ी रचददिया है) 


लनोकगीत-चिन्तनः 


लोकगीत के विषय यें प्रचलित मान्यता यह है कि यह गीत समाज कौ धरोहर 
होता हे. यह वैयक्तिक गीत नदी होता । यह लेखक-विशेष के नाम ओर उसके 
ल्यक्कित्व की छाप से मुक्त होताडे। श्री देवीलाल सामर कौ मान्यता भी यही दहै 
लेकिन उसव्छा प्रतिपादन उन्होने लोकगीत के अस्तित्वमे आने क्रो घरक्ररिया क्रो 
दुष्टिपथ में रखते हुए किया है। सामान्यतौर परतो वे यही कहते हँ कि “ यदि 
लोकगीत किसी एक रचनाकार कौ कृति के रूप में मान्यता प्राप्ते तो निश्चयी 
उसे लोकगीत की गलत पदवी मिली हई है।' लेकिन साथ ही उन्होने इस 
वास्तविकता को पहयचाना है कि “गीत का प्रथम स्वर किसी व्यक्ति-वि्ेष के 
कंठसे दही फूटता हे!" उन्होने निर्ह लिखा भी है कि “गीत को उद्‌भावना व्यक्ति 
से होती दै, समष्टि से नहीं ।' “लोकगीत एक व्यक्ति कौ प्रतिभा कौ उपजडहेजौ 
ताद में जनक सामाजिक प्रतिभां के संमिश्रणसेलोकगीत करादर्जा प्राप्त करता 
हे।!' ये गीत प्रासः गाये भी समूह में ही जाते दै यद्यपि एकाकी व्यक्ति भी इन्हें 
गाता है; कदाचित्‌ इसे दृष्टिगत ररते हुए ही उन्होने लिखा है कि अनेक कंटों 
पर चदकर लोकगीत अपना पुष्ट स्वरूप प्राप्त करते हैँ परन्तु व्यवहार में पुनः 
वैयक्िक कंठ पर आ जाते है 1' लेकिन वैयक्तिकता की यह स्वीकृति व्यक्कि के 
नाम की साउसके व्यक्ित्वकीच्ापकी स्वीक्रति कतई नदींहै ओौरन दही यह 
गीत के सामाजिक धरोहर होने का निषेधदही है । यह तोडइस धारणा का निराकरण 
है कि कोई समूह बैठकर गीत रचदेतादै। लोक- नृत्य ओर लोक-नाट्य करौ 
सर्जनाकी बात करते हुए खामरजी उनमें समूह कौ भागीदारी रेखांकित करते हैँ 
लेकिन इसके विपरीत गीत-रचनाके संदर्भे वे उसके सर्जनभरूत व्यक्ति पर दही 
चत देते दै! वे निर्श्रान्तकहतेदै कि गीतरचाकिसी व्यक्ति-विशेष द्वारा ही जाता 
है लेकिन कालक्रम मे जब उस गीत का स्वर-संधघटन ओर शब्द-संसोजन 
जनमानस कौ जिह्वा पर चद जाता है तब वह व्यापक प्रसार पाने लगता दहै। इस्री 
अवस्था मे जब किन्हीं गायकं द्वारा उखे हस्तक्षेप होने लगता है, तब उसके 
गति, लहजे जओौर बोलो तक में कुर बदलाव आने लगता है । यह प्रक्रिया चलती 
रहती है ओर इसी राह से विकास पाते-पाते एक वैयक्तिक गीत लोकगीत बन 
जातादहे। जो गीत धार्मिक-आानुष्ठानिक क्रियाओं से या सामालिक-प्रयोजनों से 
गहरे जुड़ जाते हैँ याविरह-मिलन कौ गहरी मार्मिक अनुभूतियों को वाणी देकर 
जन-जन के कंठ में बस जाते दहै, वे खमाज की धरोहर बन जाते हैँ! जाने वाली 
पीदी उन्हें बिना किसी जभ्यास के, पीदी-दर-पीदी प्राप्त करती जाती है। इस 
प्रक्रिया में ऋोई ङद्‌-दो स्रौ वर्ष लग जाते है । इस अंतराल के खबब से ओर 
परिवर्तन-परिवर्द्धन के सबब से भी, किसी स्तर पर रचयिता क्का नाम विलोपित 
हा जाता है! जब तक रचयिता का नाम ज्ञात रहता है, वह गीत लोकगीत नहीं बन 
पाता । सीरां के पद घर-घर मे गाये जाते हैँ लेकिन फिर भी वे लोकगीत नहीं है । 
यह स्थिति दर्शाती है कि लोकमग्राह्यता ा-लोकप्रियता ही किसी गीत कर लोकगीत 
होने को कसौटी नहीं है । एक कसौटी यह (लोकप्रियता) भी है लेकिन इसके 


९०५ रगण़ायन 


#। 


नन गन चन नन्दक आर मामनाकिक जडाय क्मी शातं का महत्व भीकम नही 
परन्तु उन लत्रव्णनों कर रहते भी क्रिस प्रक्रियासे ौर्‌ 
च्नैनन्न यन््व्लि ज्णेत तच्छतं का दर्जा प्राक करेगा, इस विषय में पहले सं 
निघ्चयान्यव्न कूप र कक नदीं कहा जा सक्ता; यह एक अज्ञात प्रक्रिया हे। 


| 
1) 





यर देवन च्छी तार्‌ चह नहीं हे च्छि जन्ननः खामरजी का निष्कर्य भी यही रहा 
च्छि न्नोकगीत वैयक्िक रचन न्दी है, सामाणखिकर विरासत हे; देरवने को बात यह 
ठ च्छि च्छिम रहस द्ाकर चे ड्य निष्कषं नक आये दै । निष्कर्षं वहीदहोनेपर भी 
न्नाम्रजी च्छा चहन्च उस कारणे डता है निखक्ी तलाजयेंवे त्नेक-रचनाके 
उन्नय नक जात है ओर वर्हौँ खे -उन्दक्ी विकास-यात्रा को टोहते हुए इस निष्कर्ष 


। ग 


"र्‌ अत ह | 


ष 


न्यामरज्मी च्छी विशेषता चह नीडे कि वे त्ोककलाओं के अपने स्वरूप ओर 
निजत्व च्छी पहचान भी हें दत दै} साहित्य के विद्वानों ओर लोचको ने 
त्नेकूगीतोां का-जो विवेचन क्रिया है. उसमें उन्न डन गीतो को साहित्यिकता के 
च्णखेददेगा हे इसलिये उनमें जो ऋाव्यात्पक्ता मिलती हे, याने भावोंक्छौ जो 
गहराई ॐर्‌ मार्सिकता मिलती है ओर सामाजिक जीवन काजौ चित्रण मिलता 
टे. वही उनमें उदाहत है । इसव्छी चिंता उन्होने नहीं क्रीदं कि जिन गीतो मे सब्दो 
चा संयोजन प्रभावो नहीं हाता दहै, उन गीतो की प्रभावशक्ति क्रा रहस्यक््यादहै? 
कहने की जावश्यकता नदीं कि ठेये गीतों चली संख्या भी कम नहीं है बल्कि 
बहुतायत तो उन्दीं की ै जिनमें शब्द कौ भूमिका नगण्य होती है । *मणिपुर, 
त्रियरा तथा मध्यप्रदेश की जदिप-जातियों के अनेक गीत देसे हँ जिनमें शब्द दँ 
ही नहीं. उनकी लय-प्रधान गूँज ही उनका कलेवर है! प्रश्न यह रहै कि णेस 
गीतों के महत्त्व का ञजाकलन हय किस तरह सखे करेगे? खामरजी ने इस प्रश्न पर 
गंभीरता खे विचार किियाडै ओर गहरे जाते हुए लोकगीतों कौ तात्त्विक प्रकरुति 
का तलस्पर्जी उद्घाटन क्या दै! 
यरो प्रारंभ से ही यह स्पष्ट कर देना उखित हौगा क्रि सखामरजी ने लोकगीत के 
लिये 'लोकसखंगीत' अभिधान क्रा प्रयोग कियाद, इसका विशेष कारण है! वैसे 
तो, लोकगीत स्वयं में व्यापक अञिधान दहै, गीत करा संगीत-पक्च उसमे भी 
अन्तर्निहित हे लेकिन सामरजी ने सागीतिक- पश्च पर बल देने के लिए" ललोकसंगीत' 
अभिधान अधिक उपयुक्त पाया है, बल कदाचित्‌ इसखल्िषट कि उनके पूर्व को 
त्नतक- जालोचना में लोकगीत का सांगीतिक- सौंदर्य लगभग अनचीह्ा ओर निशित 
रूप से अनालोचित था । उन्होने शास्वीय-संगीत के बरक््सछ लोकगीत क्री संगीतात्मक 
विशेषताओं को उभारा है इसलिए “ शास्त्रीय-सखंगीत' अजथिधान के वजन पर दही 
° तोक-संगीत' अभिधान क्छा प्रसोग किया दहै! लेकिन ज्ञातव्य है कि लोकगीतों 
करा संगीतेतर षहल्तू भी उनके दुष्टिपथ से कहीं ओञ्ल नहीं हुजाडहै । इन गीतो क्रा 
स्वर- लालित्य दिरवाने के खाथ-सखाथ वे जो इनके शब्द-पश्ष पर भी बरावर बलं 
देते हैँ ओर सामालिक-सास्कारिक पक्का भी बार-बार स्मरण करतेदैँ, उससे 
१९ 


यह नान भलीरभोति ज्ञापित होती है । शास्त्रीय-संगीत कौ शैलियों क निर्धारण में 
ग्ट ऋ अर्थं तथा लव्द-कलेवर साधारणतया कोई अर्थं नहीं रखता जबकि 
म्यक विपरीत त्लोकगीत क्री विधिन्न शैलियों में इन तत्वौ को सक्रिय भूमिका 
ग्हती है! इन शैलियों के विश्लेषण मं प्रवृत्त होते हुए सामरजी ने सह बात 
अकुठित भावस उजागर की है कि इनमे गेय- तत्व गीत के शब्द-कलेवर पर भी 
-जतना दी निर्भर करता है, जितना स्वर-लालित्य पर; वर्ह ताल-पश्च ओर लय 
च्छ बंदिज्ञे भी गीत की प्रकृति के अनुसार होती हैँ! कु शैलियों (लोकगीत 
ऋ) ठेसी भी है जिनमें गेय-तत्व है ही नहीं यागौणडहे, जैसे इतिचृत्तात्मक गीत 
नें, इसमे न तो गेय-पक्न होता है, न काल्य- पश्च! नाट्ुयगीतके भी कुरूपो में 
गेय-तत्व करा स्थान कथोपकथननले लेता है। सामरजी ने इन गेय-तत्व-विरल 
जेलियो क स्वरूप ओर वैशिष्टय का विवेचन भी उतने दही मनोयोग से कियाद, 
स्पगीत-पश्न चरी दुर्बलता देखकर इनका तिरस्कार नहीं कियाडहै। लोक-भजन के 
विवेचन मं उन्होने उखव्कछी संगीतात्समकता पर जितना विचार क्तिया दै, उससे 
अधिक उसके विषय-वस्तु पक्ष का विवेचन करिया है। इस प्रकार, “लोक- 
संगीत अभिधान के बावजूद वे अपने विक्चन को संगीत तक सीमित नहीं 
करते, उसमें इतर तत्वों का अंतर्भाव क्तिये भी चलते हैँ! अवश्यही, संगीत को 
उन्होने प्रमुखतादी दै, इख अर्थम किडउसका अव तक अनचीह्वा रहा पक्ष उन्होने 
अन्वचित क्रिया है, अन्यथा व्यवहार उन्होने "लोकगीत! अभिधान का भी जकुरित 
भावसेकियादै} इस संदर्भ के रहते सामरजी के संगीत पर आग्रह कोहम सही 
परिपरेक््यमें पा सकते दहेँं। अस्तु! 


त्नोकगीतों की संरचना का विश्लेषण करते हुए सामरजी कहते हँ कि - लोकगीत 
क्री आत्मा स्वर्‌ मेँ बसती है। जवस्य ही, इनमें स्वर ओर शब्द क्रो संगति भीं 
निर्वहित हई मिलती है तेकिन प्रधानता इनयें स्वर कोदही रहती डै। स्वरो को 
एक संगति शब्द के साथहोतीदै, तो दूसरी भावके सखाथहोतीहै ओर कुच गीतों 
मं तो एक आन्य संगति उख क्रिसा-व्यापार की लय के साथ भीहोती दहै, गीत 
जिससे जडा होता दहे इन बातों को समञ्ये लिनाहम लत्ोकगीत को संरचना को 
नहीं पा सक्ते।! इन गीतोंकोहम जो लोक-काव्य नहीं कहते, लोकगीत कहते 
हँ , उखका कारण भी यहीडहैकिये कविता होने की दृषटिसरे नहीं रचे जाते; ये 
गाये जाने के लिए ही रचे जाते हैँ । फिर, इनका गेय- तततव भी खाहित्िक गीतों 
क गेय गुणो से चिन्न होता डे! इनसे विशेष ध्यान इस बात पर रहता दहै कि गीत 
च्छ्ी लयात्मक्रता उस क्रिया को कुक ानन्दप्रद बना दे, गीत जिखसखे जुड़ा है। 
चक्रो चलाते समय गाये जाने वाले गीत या पत्थर कूटते वक्त गाये जाने वाले गीत 
ओर इसी तरह के अन्य असंख्य गीत बनाये ही इस दृष्टि से गये है कि उनमें स्वर 
ओर कार्य-सम्पादनमेंयाउ्सखदडेतु खे होने वाले अंग-संचालन में एक सहज 
संगति बनी रहे । एक जैनुडन कविता या साहित्यिक गीत इस प्रकार कौ किसीभी 
हेतुकता से मुक्त होता है! इख तरह, लोकगीतों का प्रधान गुण इनकी उस गेयता 
खंदहेजोइन्हं उस कार्य-व्यापारसेरबोँधि रखती है ओौर जिनके ये वाचक दहो जाते 


२ रगायन्‌ 


से देये मधुर गीतों काउ्दयद्टोतादै जो उस चक्क को च्वनि के साथ 

मल खाते दे ! इसी तरह, पनघट पर जाती हुई स्त्रियँ जो गीत गाती हैँ 

उसकी लय कुर तेज ओर स्वर चयन भी कुक चुलबुला होता दे । 
हम लश््य कर खकते हैँ कि सामरजी केवल गीत-प्रकार न्धी गिनाते, वे उस्र 
गीत-प्रकार की ब्रुनावट को भी उधेडते हैँ ओर हमर उसके अंतर में ज्लांकने का 
अवसर भी देते हैँ ओर दिखाते है कि कैसे वर्ह क्रिया-व्यापार व स्वर-चयनमें 
गहरी सम्पुक्ति है! वे ह्मे दिखाते हँ कि कैसे सड़क करूटने के गीत द्रुतगति के 
होते रहै इसलिये उनका स्वर-चयन संक्षिप्त ओर स्वर-संचार-सीमा छोटी होती 
है; लोरियों की बंदिशेँ अत्यन्त कोमल ओर कमनीय होती हे, आदि-आदि। इस 
प्रकार, विभिन्न गीत-प्रकारों में, शब्द कौ कम या ज्यादा भूमिका के अनुरूपदही 
ठय महत्व दिया गया हे । इसे समद लेने के बाद उनमें विरोधाभासवकीजो शंका 
उठती है, उखका समाधान दहदौ जाता डहै। 
प्रस्तुत संदर्भ में सामरजी का यह पर्यवेक्षण भी सुञ्चे सही जान पड़ता है कि इन 
गीतों की स्वर-रचनामयें ही कुक ठेसे तत्तव विद्यमान रहते हैँ जो क्रियाओं के 
निष्पादन मे सहायक होते हैँ । दूसरे, यह कि ये क्रियापं संगीत के साथ जुड़ हुई 
है, न कि क्रिया को संगीत प्रदान कियागयाहै। सदि एेसा हौता तो सत्किचित्‌ 
शब्द-विधान सें ही क्रिया-व्यापार सूचित होता । लेकिन जिन गीत-प्रकारो का 
ऊपर उल्लेख किया गया दै, उनमें चक्को चलाने खा पत्थर करूटने को क्रिया 
वर्णित नदीं है । स्पष्ट है कि ये क्रियाँ संगीत के खहारे ही निष्पन्न होती चलती है, 
इन्हें शब्दों कौ अपेक्षा नहीं होती । 


सखामरजी ने लोकगीतों का जो विश्लेषण किया दै, उसका एक प्रबल ओौर 
महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होने इस मिथ को तोड़ाडे कि लोक- संगीत शास्त्रीय- 
संगीतकीतुलनामेंघयियाकलाया दोयम दरजे को रचना है । उन्होंने लोकगीत 
के विश्लेषण में प्रचृत्त होने से पूर्वं शास्त्रीय संगीत का अनुशासन साया है 
इसलिये वे लोकगीतों का सांगीतिक विधान करके यह दिखा सके हैँ कि कैसे 
संगीत के सभी प्रमुख तततव जो शास्त्रीय-संगीत में मिलेदै, लोकसंगीतमे भी 
मिल जाते है यद्यपि उनका संघटन वर्ह शास्त्रीयता के अनुकरण में हा नहीं 
होता । उनका कहना य दै कि लोकगीतों में जो काव्यात्मकता मिलती हे, वह 
किसी साहित्यशास्त्र के अनुशीलन सखे आई हुई नदीं होती लेकिन साहित्यालोचकों 
ने इन गीतों को साहित्यिक-दुष्टिसे देखा है ओर उसमे काव्यात्मकता का 
निदर्शन क्रिया है! इसी तरह, इन गीतो में संगीत का भी समूचा शास्त्र मौजूद है 
परन्तु दुर्भाग्य से शास्त्रीय संगीतकारों ने इनका महत्त्व पह चाना नहीं है । सामरजी 
ने शास्नीयरागोंको दुष्टिसेइन गीतों का स्वर-विधान करके दिखाया है कि कैसे 
लालर गीत मे राग गौड सारंगकी छाया, बधावा गीत में तिलक कामोद, सियाला 


१४ रगायन 


गीत मे राग रमेश्वरी ओर राग बिलावल क्ती छाया मिलती है यद्यपि यह निर्वाह 
र्ट शास्त्रीय कठोरता लिये हुए नहीं है! कर्ही-कहीं इनमें शुद्ध ओर कोमल 
स्वरोका, तो कींरागोक्राभी मिश्रण हुआ मिलजाता है लेकिन देखने क्तौ लात 
यह दै क्रि यह पिश्रण इन गीतों में अद्भुत सौन्दर्य कौ सृष्टि करता है, कोई 
विक्रार नहीं लाता! न्ना गीतये राग रागेश्चरी में भिन्न षड्ज का मिश्रण दहुजादहै 
ओर्‌ शुद्ध धवत क साथ कोमल धैवत का भी प्रयोग हुआ है लेकिन इससे भी 
गीत्‌ क्र प्रभाव मं काई क्षति नही, प्रत्युत चृद्धिद्ी हुई है। एेसखे अनेकानेक शास्त 
विर प्रयोग ह्मे लोक संगीतमें मिल जाते दहै लेकिन वे गीतों के सौन्दर्य में कोई 
विक्रार नदीं लाते, उसका प्रभाव ही बद्धाते हैँ! यही लोक-संगीत की विशेषता 
हे! यर्दा कभी-कभी तो देसी रागे गले मिलती दै जिनकी शास्तीय संगीतकार 
स्वप्न मं भी कल्पना नहीं कर सकते! शास्त्रीय सखंगीतमें तो एेसी सिलावट 
विक्रार उत्पन्न करने वाली ही मानी जायगी जबकि यही सिश्रण इन लोकगीतो में 
सुखद मनोवैज्ञानिक भावस्थितिर्याँ उत्पन्न करता दै ! वस्तुतः गायक जल गायन में 
प्रवृत्त होता डे, तब उसको भाव तरंगे किसी भी बंधे हुए विधान को नहीं मानती, 
वे उसमें हस्तक्षेप करती हुई कु नई सृष्टिकर जाती है, उसी से सिश्चित रागो का 
जन्म होता है । सामरजी कातो मत है कठि शास्त्रीय संगीतं भी रागोंकाजो 
सिश्रण मिलता है, वह तलोक खंगीतवककीदेनदहीदहै। 


य्ह यह स्पष्ट रहना चाहिये कि लोक-संगीत में शास्त्रीय रा्गोकाजो निर्वाह 
इञा मिलता ह, वह किसी शास्त्रीय नियम के तहत नहीं पिलता ! लोकगायकों 
त्र सास्र का कोई जान नहीं होता, अत: वह निर्वह चेष्ठित नहीं, सहज ही होता 
हे ओर यही दर्शातादै कि राग की सृष्टि अपने मूल में मानव की रागात्मकं ओर 
भावात्मक वुत्ति का सहज स्वरात्मक रूपायन है! शास्र तो उख सहज की 
निययमबद्धता का नाम है] 
लोकगीत के स्वर-पश्च की तरह ही उनके ध्वनि-पश्च पर भी सामरजी ने विचार 
किया हे। उनको मान्यता है कि इन गीतों का ध्वनि- पक्ष अत्यन्त समृद्ध है ओर 
अत्यन्त जटिल भी इसका विश्लेषण भी अत्यन्त कठिन है यद्यपि सामरजी ने 
अपनी तीक्ष्ण श्रवण-संवेदना ओौर सृक््म विश्लेषण शक्ति के संयोग से उस समृद्धि 
को ओौर विभिन्न प्रादेशिक गीतों के विश्लेषण से उसके अनुपम वैविध्य की 
प्रतीति हमे दी हे। उनका कहनाडहै कि गीत का प्रभाव गासक्मी की विशेषता से 
आता दहे जो गायक के गले गें निहित रहती है, गीत की स्वर-रचना ये नहीं 
इसलिये एक लोकगायकत ही उसे व्यक्त कर सकता है, अन्य कोड गायक नहीं । 
उन्होने दृढ तापूर्वक सिरा है कि - 

लोकगीत वास्तव में लोकगायक के गलते पर ही -फनता है, अन्य गायक 

चाहे कितनी ही चतुराई से उसकी वास्तविक धुन ही में क्यों न गाये, यह 

नात उसमे चेदा हो ही नहीं सकती । यह विशेषता लोकगीत गायको को 

अभ्यास से प्रास नहीं होती। यही कारण है कि जब लोकगीत किसी 

लोकपश्षविहीन कंठ पर उतरता है तो उसकी ध्वनिगत -विजेषता समास 


१८५ 


हो जाती दै । यह विशेषता गीत क्रो राग, तान, आलाप तथा स्वरो के 
तोड़-मरोड्‌ में निहित नहीं रहती । गायक के कंठ मे कितना दही मिठास 
खा लालित्य क्योन दहो, वह संगीत विद्या में कितना ही पारेगत क्यों न 
हो, कह इस खूनी को प्रकट कर ही नहीं खसकता। 


यह समञ्चन ओर स्वीकारने में कुक कठिनाई तो होती है कि कोई जिज्ञासु गायक 
सतत्‌ अभ्यास से भी लोकगीत कौ गायको को नहीं अपना सकता, लेकिन 
सामरजी अपना मत बलपूर्वक प्रतिपादित करते दहै। 

स्रामरजी ने इन गीतों कौ ध्वनिगत विलक्षणताओं को चीद्ठ कर ओर सुक्ष्म 
निरीक्षण ओर समानताओं मे भद को ताङ्‌ लेने वाली तीक्ष्ण दृष्टि के सहे 
च्विः नन्त प्रदेशो के लोकगीतों कौ क्षेत्रीय विशेषताओं को भी रेस्वंकित किया है, 
उदाहरण के लिये उनके विवेचन का यह अंश द्रष्टव्य दहै :- 


लंगाल के गीतों में गायक प्रत्यक गीत को गाते खमय हृदयस्पर्थीं स्वर 
स्मन्दन-ततत्वे को प्रधानता देता दै जिससे गीत भावोद्रेक क्री दृष्टि से 
प्रत्येक श्रोता को मर्माहत कर देता है। वही गीत उसी धुन में को 
अबंगाली व्यक्ति गावे तो उसकी अदायगी में वह भावप्रवणता का 
अभाव खटकने काला होगा। इसी तरह पंजाबी गीतो की गायकी यें 
स्वरो को सशक्त बनाकर तथा उन्हे दटका देकर गाने की प्रधानता रहती 
हे- दक्षिण भारत, आंध्र, तेजोर तथा कर्नाटक के गीत गायको मैं स्वरको 
विचित्र म्रकार से मोड़ देकर गनेकी प्रणाली है जिससे स्वर केसाथदही 
मुरक्िर्यो इ्रकरे से ली जाती है, उनमें स्वर के तनिक चविकरेत पश्च को 
छूने को प्रवृत्ति रहती है। लोकगीत गायकी की अदायगी संबंधी ये 
विशिष्ट तत्व ही उन्हे क्षेत्रीय विशेषताञों मे बोँधते दहै । 


कहने कौ आवश्यकता नहीं कि गायकी के वैशिष्ट्य के सहारे ही सामरजी ने 
विभिन्न प्रदेशो के लोकगीतों की पृथक पहचान अनुष्ठित की है । इन गीतों का 
स्वराच्चार प्च इन्हें अतिरिक्त माधुर्य प्रदान करता है ओर जटिल भी बनाता हे। 
सामरजी कहते हँ कि उच्चार पश्च के इन शोलीगत तत्त्वो को विश्च की किसी 
वैज्ञानिक स्वर-लिपि ये नहीं लिखा जा सकता, न इनका कोई बौद्धिक विवेचन- 
विश्लेषण ही हो सकता हे । लेकिन ऊपर के उद्धरण मेँ हम यह भली नौति देर 
सकते है कि कैसे स्वयं सामरजी ने असंभव से लगने वाले कार्यको भी शब्दों 
च्म सौम्रायं लाने का एक हद तक सफल उद्योग किया है। राजस्थान की 
1 जातियों के गायन कौ जो पहचान उन्होने दी है, वह भी यद द्रष्टव्य 

सजस््थान को ढोली तथा मिरासी जातियों को ही लीजिये । उनकी स्त्रियँ 

लोकगीत गाने में प्रवीण समङ्ी जाती है । इनकी एक विशिष्ट जवाज 

होती हे, जो लाखों में पहचानी जा सकती हे। बंगाली गायको की तरह 

इनमे स्वर कम्पन तथा भाव-प्रवणता लेशमात्र भी नहीं होती । चे सीधे 

तथा सशक्त तरीके सरे स्वरो मे मिखास भरती हुई गाती चलती है । गीतों 

के भावार्थ सेउनका कोई ससेकार नहीं रहता । वे गीत की स्वर रचना 
१६} र्यृयृन्‌ 


च्म अगनन्द न्नेती हुईं उपक खौन्दर्य च्छ निखास्ती डं) 
च्छि भी गीन क्र ध्वन्यात्पक्र सपौँदर्य को ध्वनि-सखंकलन यंत्र के सहारे संकलित 
ता क्छिया-नायकता है लेकिन उसका त्रिवेचन तो आात्मनिष्टठदहीदहो सकता हे, 
यह सीमा निश्चय ही सामरजी क विकव्चन क्रीडे लेकिन तच भी यह देख लेना 
कऋटिन नहीं हे क्रि च्वनि्यो कर तुलनात्मक अनुशीलन क्कौ ओर उनके निजत्व को 
पकड्ने की अदभुत सामर्थ्य स्रामरजी मंडे । एक जगह तो वे यह बात भी बडी 
य्ृबी ये दिखाते हैँ कि कये लोकगायक का स्वरतंत्र अपनी जकाज को उस 
वाद्य-यंत्र क्र साथ अनुकरृल्तित करता दै, जिख पर वह गातादहे, जैसे - 

तंच च्य पर गाने चाने घुमक्कड्‌ गायको मं भी ध्वनिगत एक एसी 

विक्पता रहती दै (व्रि )- वे अपन जआवाजौं को वाद्यो सखे स्फुरित होने 

वात्नी इंकार कर अनुरूप दही ना लत द्धं जेस-सारंगी, कमाचा तथा 

सच्णहल्था पर गाने वाला जपन गीत च्छो जजान दही इम तरह धिसताडै 

चरि उसकी स्वयं च्छ जआवाज भी नारं च्छ तरह दही धिग्ने लगती हे। 

नालवचाद्य कर साथ गान वात्न गायक च्छ जावाज वाद्य क्ी तरह दही 

तुखक-तुमक् करनी रहती है । उसमें एक विचित्र-सी गुंज गुजती रहती 

है- गजवाद्यो क याथ गान वात्न गायक क्छी आवाज लम्बी-लम्नी 

र्विचनी दहे) उखमें तारां व्मी खी अंक्ार्‌ निकलती रहती ह) 
डग्व प्रव्ार, सानरजी कामत यह दहै क्छि यह ध्वनि-ततत्वहीलौकगीतोंकोउनका 
च्िख्णि्ट स्वभाव देतादै ओर इस वैङिष्रय के कारण ही उन्हं अमरत्व प्राप्त होता 
हे । 
स्वर ओर ध्वनि पश्चक्छी तरह दही सखामरजी ने ताल-पन्च का विवेचन भी क्छियाहै। 
तलोाकगायक क्सोक्छि संगीतशास्च सख जननिज्ञ होता हे इर्सव्लिए कह रागो क्ती तरह 
ही ताल खे भी परिचित नहीं होता । ताल वस्तुत गत क्रा बाह्य पश्च है, आत्मां 
उसको लय है, इसलिये एक वार तो सामरजी ने लिख भी दिया दहै क्कि “लोक 
संगीतमें ताल शब्द काम्रयोग ही गलत है, उसमे सब कुक लयही डे, ताल जेसी 
कोई चीज दही नहीं हैं" लेकिन इसके उपरान्त भी जपने पर्यवेक्षण से उन्होने 
लाकगीतों मे तालो का निर्वाह हुञजा भी पाया है यद्यपि सहज दही, चेष्टित नदीं । 
साधारणतया ये ताल 7,8.> या 10 मात्रायेंदह्ोती है जर सरल होती दहै यद्यपि 
जनय खुचरण के समय क्रियाशील होती हैँ तो उनमें अनिवार्य रूपसेवक्रताकरा 
उनाभास मिलता हे लेकिन तब भी उनवक्छी वक्रता शास्बीय वक्रता से भिन्न होती 
हे । सामरजी का विचार है कि बहुधा लोक संगीत के मान के साथ जो तीया 
लगान को परपरा है, उससे कभी-कभी शास्त्रीय तालो का भ्रम होतादै, लेकिन 
शास्त्ीयता वर्ह है नदीं । दोनों का अंतर उन्होने यह कह कर स्पष्ट क्छिया है कि - 

शास्त्रीय संगीत क तीये सभी तालों के साथ प्रयुक्त क्रिये जाते है तथा 

प्रत्येक ताल मैं तीये क अलग-अलग स्थान नियत हैँ परन्तु लोकसंगीत 

क तीयो मे कोई 'पूर्व-नियोजन नहीं होता! लोकसंगीतकार को यह भी 

मालूम नहीं कि मान कर पर है, उसका अमुक गीतमें कर्हँसेउखाव 


१.७ 


होता हे. करटौ से उठने पर तीया मान पर सही आ सकता है। परन्तु ष्छिर 
भी वह गाते समय सही मान का अनुमान कर ही लेता है ओर बजाने 
वाला अनजाने ही मान पर अत्यन्त सही जगह तीया लगादेता है। 


इख तरह, अपने विवेचन से सामरजी यह बात भली भोति स्पष्ट करते दै कि यदि 
कोई खास्ीय संगीतन्न देसखना-समञ्चना चाहे तो यह लात भली भोति समञ् सकता 
हे कि लोकगीतों में भी स्वर, राग, ध्वनि, ताल जादि सांगीतिक तत्त्वों का निर्वाह 
हञजा सिलता है । शास्त्रीय संगीत से इनकी भिन्नता इस ब्रात में मिलती है कि यह 
निर्वाह वर्ह अनायास ओर सजग होता दहै, खहज ओर चेष्ठित नहीं । लोक गायक 
च्योकि शास्त्र ज्ञान से जनभिस् होता है इसलिये हम उससे किन्ीं शास्त्रीय 
नियमों के निर्वाह को अपेक्षा नहीं करते! सह तो उसके प्रतिभा ज्लान का प्रभाव 
होतादडहेयावंश-परम्पराकाप्रसादकिजो गायको कह विरासत में पाता दहै, उसमें 
प्रमुख शास्त्रीय तत्व मोटे तौर पर स्वतः निर्वहित ए मिलते हैँ । 


स्वतः का अर्थ यह कतई नहीं है कि उस कलाकार का अपना कोई कौशल नहीं 
होता या लोक्कला में उत्कर्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। कलाकार जिसे 
विरासत में पाता दै, उसे जपनी प्रतिभासे समृद्ध करता भी चलतादहै। सहजतासे 
प्रारंभ करके विकास की दिशा में बदते हुए वह कलात्मक जटिलता को सहज 
क्रमे ही अर्जित कर लेताहे ओर अपनी सूञ्से दही मूल स्वर-रचनाकी सक्षम 
व्यंजनाओों को भी चरम सौन्दर्य तक पहुंचा देता है! उसकी अपनी आविष्कृत 
जटिलता भी लोककला को सम्पन्नतर बनाती है। नाट्‌य-गीतों में कुक गीत देसे 
भी मिलते हैँ जिनमें गायक कौ कला जब अपने पूरे एेधर्य में अभिव्यक्ति पाती 
है, तव यह विश्वास करना कठिन दहो जातादहै कि इन गायको ने सह कला, चिना 
किसी प्रशिन्षण के पाई है । ठेसी प्रस्तुतिर्योँ जिस तरह श्रोताओों को विस्मय विमूढ 
करती है, उसका सामरजी कृत यह वर्णन एक सजीव चित्र अंकित करता है - 


परम्परागत लोकगीतों कौ गायकी का सही प्रतिपादन करनेवालेये न्दी 
परम्परावादी लोकनार्य गायक हैँ जिनके ऊचे स्वरों में फिरने वाले गले 
मीलों दुर आवाज फक्त ....... उ्याक्हारिक बोलचाल में कोई यह 
अंदाज नहीं लगा सकता कि रंगमंच पर उतर कर उनके ये फटे तथा 
भोंडे गले तीत्रतम होकर स्वरौ की गंगा बहावेगे। दंगल में उतर कर 
उनके गले धार पर चद जाते दहै । कभी-कभी तो उनकी संगत करने 
वाले साजिन्दों को भी अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ती है क्योकि 
जिन स्वरों पर उनके गले प्छिरने लगते है, उनको वहन करने की 
सामर्थ्यं उनके तारों मे नहीं होती! जैसे-जैसे रात नीतती जाती है, 
प्रदर्शक ओर दर्शक नाटक की उत्तरांगीय सीमाको पार करने लगतेहै। 
ये स्वर भी अपनी चरम सीमा को यकर साज ओर साजिन्दो पर छा जाते 
दै । इख विभोरावस्था मे साजदहाथों से कब छट जाते हैँ, स्वयं वाद्यकारों 
को भी पता नहीं रहता । गीतों की गंगा बहती ही रहती है, गायक गाता 
ही चलता है, श्रोता ज्ुमते दही रहते हैँ ओर देखा रस-रंजित वातावरण 
बन जाता है जैसे लिन बजये दही साज बज रहे हों, 


१८ रगणायन 


यह उद्धरण किंचित्‌ विस्तृत दहो गया है लेकिन गायक मे कलात्सक जटिलताका 
चरम सीमा तक निर्वाह कर लेने कीजो निपुणता होती है, उसे सखामरजीने कैसे 
लक्ष्य करियादहै ओर कैसे उसका सुलज्ा ह्ुजा ओर भावना की गहराई में डूला 
हुजा विवेचन कियाडै, उसे इस अंश को उद्धूत क्रिये लिना पाया नहीं जासकता 
धा ¦य भी, सामरजी काविवेचन-विश्लेषण इतना सूक्ष्म ओर कहीं-कहीं मिलने 
व्ला सादुश्य-विधान भी इतना सटीक ओर काव्यात्सक होता दहै कि उनके साथ 
अन्याय करक ही उसे काटा-छखिजा सकता दै। य्ह तो काट-छँट करक 
गायक करौ प्रतिभा के इस चमत्कारी पक्ष का सम्प्रेषण संभव ही नहीं था। 
तनोकगीतो क खंदर्भमं हम जो प्रायः सहज ओर अनायास जैसे विशेषणो का 
प्रयोग करते हैँ, उससे यह भी एक मिथ-सी बन गईदहै कि इनका गायक एक 
"चारा सा' गायक होता डे, कला की सृक्ष्मताओं से उसका क्या सरोकार! 
सामरजी का उपर्युक्तं किस्म का जगह-जगह मिलने वाला सुक्ष्म विवेचन इस 
तरह की मिथ को भी तोडतादहे। 
यहां गायक के साजिन्दो की सामर्थ्यसे परे जाने कीजो बात कदी गयी है, वह 
गायक को गायन-कला का उत्कर्ष दिखानेकीदृष्टिसेदही दहै, उसका अर्थ यह 
नहीं लिया जाना चाहिये कि लोक-वाद्यो के वादक कुक कमजोर कलाकार होते 
1 वैसे, लोक-वाद्यों ओर उनके वादको के बरे में सामरजी ने केवल प्रसंग- 
प्राप्त कचिार दही कियाहै लेकिन उस विचारयें भी प्रभाव वे यही अंकित करते दहै 
कि जपनीकलायें वाद्य-वादक भी वैसेही प्रवीणहोते है, जैसे गायन-कलामें 
गायक कुशल होते हैँ । अपनी कला को वादक आयत्त भी वैसी ही सहजता से 
करता है जैसे गायक करता है! याने वादक भी कीं प्रशिक्षण प्रास्त नहीं करता, 
जो कुक भी वह पाता है, संस्कार ओौर परम्परा से पाता है ओर अपने दी अध्यास 
सं उसे सान देता चलता है । ताल-प्रसंग मेँ तीया लगने की चर्चा करते हए 
सामरजी जो बात गायक के लिये कहते हैँ, वही बात वादक के लिये भी कहते 
हं! गायक को रास्त्र-स्ञान नहीं होने पर भी गाते समय वह तीये का सही 
अनुमान कर लेता है, उसी तरह - 

जजान वाला अनजाने ही मान पर अत्यन्त सही जगह तीया लगा देता हे । 

जिख तरह लोक-संगीत का वाद्यकार अपने तारो के बाज बिना स्वर 

ज्ञान के सही ओर शुद्ध तरीके से मिला लेता है, उसी तरह गाने जाने 

वाला मान के माने में जगह का भान नहीं होते हए भी कभी गलती नहीं 

करता) 


इसी प्रकार, कला के धरातल पर सामरजी गायक ओर वादक में ऊचे-नीचे जैसा 
भद नहीं करते । जैसे गायक की उत्कृष्ट कला का निदर्शन वे नार्यगीत का 
हवाला देकर करते हैँ, वैसे ही वादक कौ अप्रतिम वादन-कला का निदर्शन वे 
भवाई- नृत्य के संदर्भ में करते हें । भवाई मे ढटोलक--वादक की वादन-कला क 
कौशल का इतना चमत्कारी प्रदर्शन होता है कि दर्शक दतो तले उंगली दवान 
लगते है! सामरजी लिखते है कि - 


९ 


राजस्थान क भवाई कलाकार को दोलक सुनकर हम जाश्चर्यचक्कित 
इसलिये हो जाते दै कि वह अनजानेदही मे विनाक्किसी शास्त्रीय स्ञान के 
दोलक पर अत्यन्त वक्रगति कौ चाले बजाकर अपना चमत्कार म्रदर्खिति 
करता है! भवाडई न॒त्यकार भी उसके साथ अत्यन्त वक्रगति से नाचकर 
विलक्षण चमत्कार दशति इए उखे जआसमान के तारे दिखा देता दै। 
भवाई क्र टढोलक-वादन कला लोक-शेली की होकर भी शास्त्रीय 
दको कोएक लार तो आश्रय में डालदेती दै। 


त्त प्रकार, जिन सांगीतिक तत्त्वो को शास्त्रीय संगीत में संज्ञा मिली हुई दै, 
` क-संगीत में चाहे उन्हं संज्ञान भी मिली हुई हो, ओर तलोकगायक्र उनसे 
-गनभिज् ही हो, सभी प्रमुख सांगीतिक तत्त्व लोकसंगीत में भी रहते हैँ ओर इसी 
नरह संगीत का कलात्मक उत्कर्ष भी उनमें मिलता है यद्यपि जीवन वमी सामान्य 
दिनचर्या से जुड़े गीतौ मे या सांस्कारिक उत्सवो से जुड़े गीतोमें प्रमुख रूप से 
तरलता ही रहती है। गवं कौ जीवन-ग्रणाली में क्योकि अकरञचिमता ओर 
सरलता रहती है ओर क्योकि लोककला लोकजीवन का अविच्छेद्य अंगदहोती है 
इसलिये दैनन्दिनि जीवन यें उसक्ाजो रूप हम देखते है, वह सरलता का ददी 
होता डे! लेक्रिन वह उसका एक पन्च दूसरी ओर, एेसे गीत-प्रकार भी है कि 
कला जिनमे जपने पूरे वैभवमें प्रकट होती दहै । इस पश्च से हमारा साक्षात्कार करा 
कर सामरजी इस धारणा को ज्लुटलाते हैँ कि शास्त्रीय कला की तुलना यें लोककला 
दोयम दरजे की कला है! उनका कहना तो यहाँ तक है कि “ शास्ीय-संगीत का 
मूल प्ररणा- स्त्रोत लोक-संगीत है; " ओर करई बातें तो शास्त्रीय संगीत में लोकसंगीत 
के प्रभाव से ही आई है, यथा मिश्रित रागो का प्रवर्तन । लेकिन संगीत के इन रूपों 
मे श्रष्ठता-हेयता जैसा कोई भेद वे स्वीकार नहीं करते! उनके अनुसार ये ऊपर 
नीचे को कोटिया नरह हैँ, ये दो भिन्न शैलियों है । उन्होने लिखा हे च्छि - 
लस्तीय-संगीत ओर लोक-संगीत एक चक्ष कीदो शाखां हैन कि 
दुमंजिले मकान को पहली ओर दूसरी मंजिल । संगीत कीये दोनों 
विकास दशार्णं स्वतन्त्र हैँ तथा दोनों ही प्रौढ संगीत शैलियों केदो 
विकसित स्वरूप है| 


उन्होने दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व अनुष्ठित किया है ओर यह कहते हए इनकी 
भिन्नता का ओर भी स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि - 


लोक- संगीत शास्त्रीय-संगीत क्रा अविकसित रूप नहीं हे जौर न शास्त्रीय 
संगीत ही लोक-संगीत का विकसित रूप है- शास्नीय संगीत को सुगम 
कर देने से तथा उसे तान-पलटे, मुरकियाँ तथा स्वर सम्बन्धी पेचीदभिर्यौ 
हटाकर गालेने सरे ही वह लोकगीत नहीं बन जाता. न लोकगीत को 
ताल, स्वर तथा तान-पलयो कौ पेचीदगियों में ्बोँघदेनेसे ही (उसे) 
शास्त्रीय बनाया जा सखकता है। 


असल मे लोक कलाओं कौ उत्स भूमि सांस्कारिक ओर सामालिक जीवन है, 
कह अपने मूल में निरी कला-साधना नहीं हे । शास्त्रीय संगीत भी जीवन से ही 


२० रगायन 


जुड़ता है लेकिन कह प्रमुख रूप से कला-साधना है) इस प्रकार, दोनो में 
प्रक्रतिगत अंतर ह । एक संगीत तकनीकी है, उसे आयत्त करने के लिये प्रशिक्षण 
म आवश्यकता होती हे, जबकि दूसरा (याने लोकसंगीत) परम्परा से साध 
लिया -जाता है सद्यपि परम्परा के भी अपने नियम होते दहै ओर करीं कीं वे 
ऋनोार भी होते हैँ! यह अंतर इनके परस्पर निकट आने के उपरान्त भी इनमे बना 
रहता हे! बहरहाल, दोनों संगीत शैलियों स्वतन्त्र है; लोक-संगीत, शास्तीय- 
पंगीन ऋ अविकसित रूप नहीं है। 
य दैसखने क्री एक नात यह भी है कि खामरजी यही बात लोक-वाद्यो के लिये 
नही कने । उन्होने निर्द्द्र स्वीकार च्छया है कि यह सिद्धान्त वाद्य-संगीत पर 
लाग्‌ नहीं होता । लोक- वाद्यो के लिये हम निश्चित रूप से यह कह सकतेदै कि 
वे शास्त्रीय वाद्यो क अविकसित रूप दहं! लोक-वाद्यो की कल्पना बहुत प्राचीन 
नहीं हे तथा (गीतों का) उनके साथ कोड न्योन्याञ्चित खम्बन्थ भी नहीं हे। 
-उन्हं लोकवाद्य कहने चरी अपेक्षा कवल वाद्य कहना चाहिये ।' 
त्नोक- वाद्यो का यह प्रासंगिक उल्तेख न्य किसी वात के अतिरिक्त इसका 
प्रमाण भी दहै क्रि लोक ओर अभधिजात्त कौ चर्या मैं सामरजी किसी कुठा के 
शिक्रार नहीं है! जरह लोकपश्ष अविकसित दहै, वर्ह उसका पिकछडापन भी 
उन्होने अकुठित भाव सखे स्वीकार क्रियादहै ओर इसी तरह अभिजात को समुद्धिं 
व्क भी उन्होने स्पष्ट स्वीकृति दी है! लोकगीत का सामाजिक विस्तार श्षेतर 
विस्तृत द्धौताडहै ओरवे होते भी दीर्घायु हैँ, यह स्थापित करने के साथ-साथ 
उन्टोने यह भी स्वीक्छार क्रिया दै ककि - 

सहस्तो गीत देसे दहै जो जपनी वैसक्किक परिधिद्दी में कई वर्ष तक 

जीवित रहते हैँ । उनके काव्य तथा गेय गुण लोकगीतों सखे भी ऊचे होते 

हैं तथा उनकी जायु लोकगीतों खे किसी भी तरह कम नहीं होती 

उनका सामालिक-श्चेत्र विस्तार भी लोकगीतोंसे किसी भी तरह कम 

नहीं होता। अंतर केवल इतना द्टी रहता दै क्रि वे अपने रचयित्ताओं के 

उ्यक्ित्व के साथ देदीप्यमान रहते हैँ ओर खमाज के साथ पारिवारिक 

जन की तरह संबद्ध नहीं होते! मीरां, सुर, तुलसी, कनीर-जयदेव, 

विद्यापत्ति द्वासय रचित गीत रेखे दही गीतौ क्रतौ गणना में जातेदैं। 
लेकिन दूसरी ओर, इस बात के प्रति वे पूरे खजगरडेदैकिटेसान दहो कि 
केवल लोक को रचना होने भर सखे कोई रचना पिकी हुई मान ली जाय । लोक 
क्रा उन्होने स्वतन्त्र अस्तित्व अनुष्ठित किया दे। 
जज परिवर्तन यह रहा है कि संगीत की दोनों शेलिर्यौ-शास्ीय आर लोक 
संगीत- एक दूसरे के निकट आ रही हैँ । शास्त्रीय संगीतकार लोक-संगीत का 
उपयोग करने लगे हैँ ओर व्यावसायिक जातिर्योँ भी लोकसखंगीत को शास्त क्ो 
दिशामेंलेजाने लगी दहै)! सामरजी ने इख संदर्भ में लोक पर शास्त्रीयता ओर 
ल्यावसखायिकता के प्रभावों को लेकर कई कोणो से विचार किया है) 


२९ 


उनका कहना दहै कि लोकगीतौं का व्यावसायिक उपयोग करना व्यावसायिक 
-ज्तियों कौ विवशता है! ये गीत उनकी जजीविका हैँ इसलिये वे इन्हे थोडे- 
बहुत शास्त्रीय प्रभावों से रंजित कर अपने यजमानो को प्रभावित करती हें। 
सामान्य गायन यं जिन गीतो को मौलिक स्वर-रचना की लारीकि्योँ लुप्त हो 
जाती दै अपन प्रयोगं द्वारा ये जातियों उनकी सक्ष व्यंजनाओं को उभार कर 
उनका लालित्य ब्दा देती हैँ ओर श्रोताओं को जाकर्षित कर लेती हैँ। जवश्य 
ही, इस राह से लोकसंगीत को मूल प्रकृति को क्षति पहुंचने की आशंका रहती 
है लेकिन इनका धनपक् यह है कि इन प्रयोगो से ही “कुक अत्यन्त आकर्षक 
ओर मनोरम लोक शैलियों कौ उपलब्धि भी हुई है । उनमें राजस्थान की मड 
तथा लावणिर्योँ, महार के पवाड तथा बंगाल के जात्रा-गीत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
हं ।' इन गीतों में शास्त्रीयता के तत्त्व भी मिलते हैँ - 

गेय गुणौ से जओतप्रोत इन रचनाओं का स्वर-संचार भी अत्यन्त विशद 

होता दे । शास्त्रीसय-संगीत की तरह दही इनमें स्थायी अंतरे का स्वरूप 

कृ-क स्पष्ट होने लगता है । इन गीतों के मूल कलेवर को छोटी- 

छोटी सुरकियों, तानो तथा विशेष सरको से सजाया-संवारा जाता हे। 

इनको ताले भी कुक हद तक वक्र होती जाती है, जैसे ञ्ूमरा, चाचर 

ङ्गादि । =< कुक गीत शास्त्रीय संगीत की दुमरी शैली के अनुरूप हैँ 

4 कुक ख्याल शैली के अनुरूप । 


तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक जातियों के हाथों में पडकर लोकसंगीत भी 
शास्त्रीयता का आजाभास देता जान पड़ता है। कुक गीतों का गेय पश्च तो इतना 
प्रबल हे कि शास्त्रीय संगीतकार भी इन्हे अपनाने लगे है; सामरजी का कहना 
यह भी है कि इसमें कोई अड़चन भी नहीं है - 

यदि कोई शास्त्रीय संगीतकार किसी लोककृति को शास्त्रीय पद्धति से 

गाना चाहे तो बखूबी गा सकता है । लोकसंगीत की अपनी मूल स्वर- 

रचना तो होती ही हे, किसी-किसी संगीतमें तो स्थायी-अतरे भी होते 

दै । उस विशिष्ट संगीत में जो राग का परम्परागत स्वरूप विद्यमान दे, 

उसको पकड़ कर उसके राग का रूप-विधान निर्धारित करके शास्त्रीय 

संगीत कौ विस्तार पद्धति से आलाप, तान आदि का सृजन करते हुए 

संगीतकार अत्यन्त प्रभावशाली ढंग सेगासकता है तथा उसमें विशिष्ट 


तान, लय के चमत्कार बतला सकतादहै...... तान पश्च को मुखरित करने 
के लिये मूलगीत कौ स्वर-रचना का आभास देते हुए विविध तानों ओर 
पलयो की सृष्टि करता है। 


याने शास्त्रीय संगीतकार इन्हें अपना ताना-बाना पहना सकता हे लेकिन सामरजी 
का निष्कर्षं यह है कि शास्त्रीय सजावट से लोकगीत शास्त्रीय नहीं बन जायेगा । 
एक रूपक से अपनी बात स्पष्ट करते हुए वे कहते है कि - 

किसी व्यक्ति को कपडे, अलंकरण जादि पहना देने से ही (वह) कोई 

विशिष्ट व्यक्ति नहीं बन जाता । उसी तरह शास्त्रीय संगीत के ताने-लाने 


२२ रमायन 


ख क्रिपी गीतको सजादेने सखे यह शास्त्रीय नहीं चन जाता। 

दोनों प्रकारो के मिल्लचै की कल्पना दही एक भ्रामक कल्पना है। 

त्नोक संगीत क्छी सास्तीय संगीत में जौर शास्त्रीय संगीत क्छी लोकसंगीत 

मं परिवर्तित होने च्ी प्रक्रिया बिल्कुल असंभव दहे) 
यदि शास्मीय संगीतकार लोकगीत को शास््रकीदिशाये ज्यादालेजायेगेतो भी 
शास्नीय तो वह नहीं बनेगा, 'लोकपक्ष से नीचे जरूर गिर जायेगा ।' 
व्यावसायिक जाति्योँ इन गीतो को जौ निखारती हैँ, होता वह भी गीतों का 
शरीर-पक्षद्टी है, लेकिन अंतर यह रहता है कि इन जातियों में गीत को मूल 
स्वर-रचना ओर उसके भावात्मक पक्ष के रक्षण क्री चिंता भी रहती हे, शास्त्रीय 
पंगीतकारो में यह चिंता नहीं रहती ! यों, पेशेवर जातियों को तुलनामें भी ज्यादा 
महत्व सखामरजी उन जातियों को देते है, संगीत जिनका पेशा नहीं है लेकिन 
जिनमें संगीत कौ कंशानुगत प्रतिभा होती है; मूल का संरक्षण वहीं ज्सादा 
आाश्चस्तिच्छारक होता ह तेकिन व्यावसायिकता का हस्तक्षेप जल थमने वाला 
नरी, बह्ने वबालाही है) 
व्पावसासिक जातियों के प्रयोगो सखे लोकसंगीतमें जो क्लिष्टता जाती दहै, वह 
उखक्ा कलात्मक सौन्दर्य होती ह! क्योंकि सामान्य जन कौ दृष्टि में शास्त्रीय 
संगीत क्लिष्ट होता है इसलिये यह खम लिया जाता रहै कि लोकगीत क््लिष्ठ 
बनकर शास्त्रीय बन जाताहै लेकिन सामरजीचनेदो टक कहा दहे कि यह धारणा 
गलत है । लोकयपकश्च का विकास-क्रम दशति हए उन्होने लिखा है कि - 

लोकगीत नते हैँ, विकसित होते दै, निखरते है, लौक व्यवहार की 

चरम सीमा तक पहुंच जाते हैँ, फिर क्लिष्टता की ओर प्रवृत्त होते हैँ ओर 

धीरे-धीरे प्रचार खे बाहर होकर विलीन दहो जते हैं| 


इनको चरम सीमा के विषय पर उन्होने कुक ओर भी विचार किया है, पर 
बहरहाल यह स्पष्ट है कि उनके अनुसार लोकगीत क्लिष्ट होने भर से शास्त्रीय 
नहीं बन जाता) 


लेकिन लोक ओौर शास्त्र की परस्पर विलीनता की संभावना को अस्वीकार करते 
इए भनी सामरजी इनको अंतरक्रिया के विरुद्ध नहीं है । अंतरक्रिया वे लोक ओर 
शास्त्र मे भी चाहते हैँ ओर लोक में परस्पर भी! इनका विचार दहै किजो प्रदेश 
भौगोलिक दृष्टि से संधि-स्थल पर बसे होते है, उनके लोकगीतो की पारस्परिक 
निकटतासरेउनकी भाषा, भावों ओर स्वर-सौष्टव में अपूर्व लालित्य आ जाता हे। 
राजस्थान ओर गुजरात ओौर अन्यान्य सीमान्त प्रदेशों की लोककलाओं मे इसका 
प्रभूत साक्ष्य मिलता है । इस दृष्टि से राजस्थान के ङंडिया ओौर गुजरात के गरबा 
क्रो देखा जा सकता है! परन्तु इख अतरक्रिया के लिये सामरजी ने यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है जिन जातियों का सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर समान होता दै, 
अंतक्रिया उन्हीं मे होती हैँ । वर्ह जनसाधारण का भावात्मक स्तर ऊँचा होता है, 
इसलिये शास्त्रीय को समञ्चना भी उसके लिये उतना कठिन न्दी होता! ठेसी ही 

२३ 


स्थिति मं लोक ओर शास्त्र एक-दूसरे के निकट आते डं! यूरोपमें लोक ओौर 
लास्त्रीय शैलियों में ज्यादा अंतर नहीं है, उस्रा रहस्य यही है ! दश्िण भारत में 
भी सरास्करतिक् विषमता ज्यादा नहीं है इसलिये वहां भी शास्त्र ओौर लोक में 
ज्यादा अंतर नहीं है। उत्तर भारत सें सांस्कृतिक विषमता अधिक है इसलिये 
लास्त्र जर लोक में खाई भी य्ह चौडी हे । जब जनसाधारण का सामालिक- 
म्पस्करृतिक स्तर ऊपर उटेगा तभी शास्त्र जर लोक यै निकरता जायेगी । 


य्ह यह प्रश्न सहज दही उठता है कि सामाजिक - सांस्कृतिक विषमता नहीं रहने 
पर क्या लोक अन्ततः शास्त्र मे विलीन हो जायेगा? सामरजी का मत ऊपर 
उद्धुत करियाजा चुका है। उन्होने लोक ओौर शास्त्र के एक दूसरे में विलयित 
हान क्री संभावना का दुद्‌ निषेध करिया दहै लेकिन यहाँ विशेष रूप से स्मरणीय 
यह है क्रि लोकनुत्य पर विचार करते हुए उन्होने संभावना का पथ अवरुद्ध नदीं 
क्रिया हं! उन्होने लिखा हे कि - 

दक्षिण भारत मं लोक कला ओर शास्त्रीय कलाप काफी समरूूप होने 

लगी है । कथकली ओर कुचपुडी नृत्य किसी समय नृत्य की लोकशेली 

मही शुमार थे, परन्तु वे आज परम दर्जे के शास्त्रीय न॒त्य बन गये दहै । 
क्या इसी तरह यह संभव नहीं है कि राजस्थान के कुक लोकगीत शास्त्रीय-गीत 
बन जाये कुर गीतो या धुनों के, शास्त्रीय-संगीत में पर्यवसित हो जने के 
निदर्शन स्वयं सामरजी में ही यत्र-तत्र मिल जा्येगे; लेकिन एेसी कोई सैद्धान्तिक 
संभावना वे नहीं -पाते। 


सामरजी न लोकगीर्तो के विकास-क्रम ओर उनके चरम उत्कर्ष पर भी विचार 
क्रिया हे । इनका उत्कर्ष शास्त्रीयता में पर्यवसित होने मैं नहीं होता, कुछ स्वर- 
रचनाएं चाहे शास्त्रीयता मे अन्तर्धान हो भी जाती हों। जपने प्रारंभिक रूप्यं 
गीत मं शब्द-पक् की प्रभूता रहती हे लेकिन जब वह प्रसार पाता है ओर उसका 
सरलीकरण होता हे, तव उसमें उतने शब्द ही रह जाते हैँ जो भाव वहन करने 
अर प्रभाव उत्पन्न करने के लिये आवश्यक होते हैँ । जिन गीतों का प्रसार ध्षेत्र 
विस्तृत होता हे, वे व्यावसायिक जातियों द्वारा अपना लिये जाते हैँ । उनके हाथों 
उनका स्वर-सौन्दर्य निखरता तो हे लेकिन उनकी स्वर-रचना किलष्ट हो जाती हे 
ओर लोकपक्त दुर्बल हो जाता है । देसे में वे गीत प्रसार पाते हे जिनका लोकपश्च 
प्रबल होता है यानि जिनमें सांस्कारिक लगाव अधिक गहरा होता हे इस लगाव 
को जजह से ही कई बार सामान्य लोकगीत भी उच्चकोटि के गीतों से अधिक 
प्रतिष्ठा पा जाते हें । प्रवृत्ति इन गीतों की भी शब्दों से मुक्त होकर स्वर-सौदर्य को 
पाने कौ होती है क्योकि चरम उत्कर्षं स्वर-शब्द-विलगीकरण के जिनापायाही 
नही जा सकता लेकिन कटिनाई यह आती है कि चिलगीकरण की स्थितिमेगीत 
कोकेवल कंरु की गुनगुनाहट के रूप मेँ रहना होता है, परन्तु उस रूपमे गीत 
को जअवस्थिति दीर्घकाल तक नहीं रह सकती । निदान, ये वाद्यकार की धुन के 
रूप में जीचित रहते हैँ । जिन गीतों की धुन मधुर ओर लोकमग्राही होती हैओौरजो 
अपने प्रभाव के लिये शब्द-स्दर्य पर नहीं, स्वर. लालित्य ओर हदयम्राही 
र रग्न 


च्ंदिष्नं पर चिर करतीदैं, वेदी अन्ततः वाद्य-संगीत पर जीकलित रहती है! श्रोता 
उन धुना क्रो सुनकर दही गीत का अनुमान कर लेता है । यही इनकी चरमता होती 
हे ¡ यह स्थिति स्पृहणीयतो होती है लेकिन विरले गीत ही इस चरम उत्कर्ष को 
पात द| 
सच्चाई ता यह दहै कि क्किपी तलौकगीत के लिये ये दोनों ही बातें जखासान्य हे; 
स्वर-शब्द-वित्तगीकरण भी ओर वाद्य-संगीत पर गीतकी निर्भरता भी ।*जधिकांश 
धुन तो शब्दों के साथ चिपक्ी रहती हें! कुचेसी भी होती हैँजो इख स्थिति क्रो 
प्राप्त करने सखे पू्वंदह्ीसमप्तदहौजाती है ओर कुकी ठेसी होती ह जो शब्दौ के 
-जजाल से युक्त हाकर आध्यात्मिक लिवास में लिपटकर दीर्घजीवी हो जाती हे) 
'लक्रिनिजो भी द्ो, खामरजी के अनुसार, गीतों की स्पृहणीय आद्य स्थिति यही 
है] 
त्नोकगीतों क वियार-विवेचन क अन्तर्गत दही सामरजी न लोकगीतो में इतिहास 
नलाशने को विद्वानों की प्रवुत्ति पर भी विचार क्रियादहै। जीवन के हर पक्षक 
साथ लोकगीतों के सांस्कारिक जुड़ाव को देखते हुए साहित्य के विद्वानों मेषेसखी 
धारणा चन गयी हे कि इन गीतों के अनुशीलन से खम्बन्थित क्षे काजीवन दही 
नदी, वरहो का इतिहास भी पाया जा सकता है! करई बार प्राचीन यरंथों क्री 
प्राचीनता का निरूपण उनको भाषा के सखहारि भी करिया जाता है, उससे लोग 
सपमद्त हैं कि लोकगीत कौ भी प्राचीनता कापतालगायाजासकता रै, तेकिन 
देवीलाल खामर ने इस धारणा को भ्रामक ठहराया है | उनका कहना है कि - 
किसी भी लीकगीत पर क्रिसी काल-विशेष कौ छाप अंकित नदीं रहती !* “जो 
लोकगीतों को पचास या सौ वर्ष पुराना कहते हैँ, या उसे ज्ज, हिन्दी या ङ्टू 
भाषा का उहराते हैँ याङउसख पर डिगले का प्रभावया किसी रचना-विधिका 
प्रभाव बताते हैँ. “वह खबर अरक्लवाजी हैँ!" इन सभी अटकलों के पीके 
त्तोकगीत विषयक सैद्धान्तिक विश्लेषण की कमी है । ' सिद्धान्त यह्‌ है क्रि त्ोकगीत 
निखरी प्रकृति के होते हैँ । निर्जर यें प्रवाह सतत रहने पर भी जल उसका कभी 
वही नहीं रहता; उसी तरह, लोकगीत कौ भाषा भी कभी वही नहीं रहती जो 
किसी समय-विशेष मे होतो हे! ये गीत भाषा का प्रचलित मुहावरा अपनाये 
चलते हैँ । क्योकि बोलचाल की भाषा कभी पुरानी नहीं पडती, इसलिये गीत 
पुरानाहौकर भी अद्यतन बना रहता है । गीत चाहे कितना ही पुराना हो, गाया वह 
लौकभाषार्में दही जाता दै, इसलिये उस स्थान कौ भाषा के अल्ञात रूप से बदलते 
जाने के खाथहीगीतकौ भाषा भी स्वतः ही बदल जाती है । गीत चाहे तीन सौ 
वर्षं पुराना हो, उसकी धुन ओर व्यंजनार्एँ भी चाहे न्यूनाधिक वे नही हों, भाषा 
उसको वही नहीं रहती, वह अद्यतन होती चलती हैँ, इसीलिये सामरजी कहते है 
क्रि - 

किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लोकगीत अपनी स्थलीय नवीनतम भाषा- 

ओेलीमये दही जीवित रहते ै। 


२५ 


इसीलिये उनकी भाषा से उनको प्राचीनता का अनुमान करने का विचार ही 
निर्मूल है । सच तो यह है कि भाषा नहीं बदले तो गीत स्रत दहो जाता है । डिगल 
क्योकि बोलचाल की भाषा नहीं है इसलिये हमें डिगल के गीत भी आज नहीं 
मिलते । 
इसी तरह, सामरजी का कहना यह भी है कि “किसी लोकगीत को सुनकर हम 
इतिहास या अतीत का चित्र अंकित नहीं कर सकते !' लोकगीतों के सामाजिक 
विवेचक्ों को यह मत अग्राह्य हो सखकता है क्योकि कई क्षेत्रीय महततव के 
रेतिहासिक व्यक्तियों से जुड़े हए गीतों का श्ुमार प्रायः लोकगीतों में दही किया 
जाता रहा है, लेकिन सामरजी इस दुषटिकोण के हामी नडी द्ैँ। वे इन गीतों को 
लोकगीत से पृथक एेतिहासिक-धार्मिक गीतों की श्रेणी में रखते हैँ । उनका 
कहना है कि - 

किसी एतिहासिक तथा धार्मिक व्यक्तिविशेष के गीतों के सैको 

संकलन हमरे साहित्य में हुए हैँ जिनसे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक 

तथा राजनेतिक जीवन का भली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है) 

राजस्थान का सच्चा इतिहास तो इन्दीं वीरगीतों तथा काव्य-ग्रन्थों से 

लिखा गया हे 
परन्तु सामरजी के अनुसारन तो इन्हें लोकगीत कहाजासकतादहैओौरन दही यह 
बात लोकगीतों पर लागू को जा सकती है । लेकिन इस कोटि के जिन गीतों की 
भाषा समय के साथ बदलती गयी हे, उनके लिये क्या कहा जायगा, इस पर 
सामरजी ने विचार नहीं कियाडै। जो लोकगीत सौ वर्ष पहले के लिखे हुए 
मिलते हैँ, उनके वर्तमान संस्करण से उनकी तुलना करके संगीत या समाज- 
विज्ञान के महत्त्व कौ कुछ लाते बरामद ककीजा सकती है, इससे वे इंकार नहीं 
करते, परन्तु यह एक भिन्न बात है । एतिहासिक गीत या वीर-गीत, लोकगीत 
नहीं हे । 
इस्र प्रकार, एक ओर लोकगीतों से जुड़े विभिन्न प्रश्नो ओर विवादास्पद मुद्दों पर 
सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करके ओर दूसरी ओर, उनकी 
संरचना पर सांगीतिक दृष्टि से विशेष विचार करके उनमें अकत स्वर- सौन्दर्य 
ओर अनुपम ध्वनि-वैशिष्ट्य के साथ लय, ताल, राग आदि का अस्तित्व दिखाकर 
उन्होने शास्त्र के बरक्स लोक-संगीत की स्वतन्त्र सत्ता ही अनुष्ठित नहीं की है, 
लोकगीत का अपना शास्त्र भी रच दिया हे। 


२६ रगायनं 


कोमल कोटखारी 








जजकल लोक गीतों सम्बन्धी जितने लेख पद्नै को मिलते हैँ, उनमें उनके 
ताहित्यिक या भावात्मक मूल्यो का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन संगीत को 
वयर्चा नहीं के बराबर होती है । ओर जब कि वस्तुतः लोक गीतों का प्रभाव जितना 
चऋाव्य में निहित नदीं होता है, उतना उसके गाने के प्रकार में निहित होता हे। 
राजस्थानी का एक गीत है- “गोरवन्द जिसमें ऊट के आभूषण को बनाने को 
क्रिया का वर्णन है! इस भूषण को सूतके धागोँं सरे बट कर तथा कोडियां 
पिरोकर बनाया जाता है । एक स्त्री इस भूषण को बनाने के श्रम ओर डस श्रम 
क आनन्द का वर्णन करती है । यह सारा गीत मनुष्य कौ मेहनत के प्रति सौन्दर्य- 
भावना को जागत करता दहै! उसस्त्रीने घर के कितने दही कामकाज के बीच में 
समय निकाल कर वह निराला आभूषण तैयार किया है । जहां तक इस गीत में 
जाने बाले शब्दों का अर्थ है, वह तो ठीक है, लेकिन जब तक इन शब्दौ कौ ओर 
इख छन्द को कहरवे कौ ताल पर थिरकता ह्ुजा संगीत नदीं सिलता तब तक हम 
अजभिव्यंजना क्रा जानन्द उख ही नहीं सकते! यदि संगीत के साथ इस गीत का 
खौ फीसदी आनन्द उखाया जा सकता दै, तो संगीत के लिना जानन्द का प्रतिशत 
दस भी नहीं रहता ! 

गोरबन्द ' ही कौ भांति ईदाणी, लवारजी, जलतो, हिचको, आलु, सपनो एवं 
कुरलां आदि गीत भी है। इन गीतों कौ धुन इतनी शक्तिशाली ओौर वेगपूर्ण है कि 
यदि उसकी पहली पंक्ति ही केवल वाद्य पर बजाई जाय तो सुनने वाले का सिर 
नन्द से हिलने लगेगा, 


मुञ्चे केवल यहां इसी बात पर पूरा जोर देना है किकिसी भी लोक गीतके छपे 
हुए जखरों को पद्‌ लेना ओर समज्ञ लेना, लोक गीतों कौ आत्मा को समञ्चना 
नदीं हो सकता संगीत कान की चीजदै, श्रवण कका सुख डै; इसलिये लोक गीतों 
मे कान का पश्च बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि आवश्यक है! 


राजस्थानी लोक गीतों पर यदि हम शास्त्रीय राग-विधान कौ खिड़कीसेदेखें तो 
पता लगेगा कि लिलावल, [ अल्हैया लिलावल एवं कुकुभ लिलावल विशेषतौर 
पर} काषी, देश, खमाज, एवं पींलू मुख्यतः: प्रयुक्त होती है । उनमें भी लिलावलं 
ओर काष्छी का प्रयोग अधिक मिलता है। इन रागो के अत्यन्त शुद्ध रूप भी 
सिलते है ओर मिश्रित भी। 

अभी तक लोक गीतों का सम्पूर्ण अध्ययन इख दुष्ट से करना शेष है । इसलिष्ट मैं 
केवल इतना दही कह सकूगा कि शास्त्रीय खंगीत की शुद्धता का निबाह भी लोक 
गीतो में होता दहै ओर होता रहाडहै। लोक गीतों से ही शास्तीयता का स्वरूप 


२५७५ 


निखरता ओर बनता चला हे । इसके उदाहरण- स्वरूप में राजस्थान की एक ठेसी 
लोक गीत-पद्धति की आर ध्यान यखींचना चाहता हूः जो जज लोक गीतों की 
द्ष्टिसे भी महत्वपूर्ण है ओर शास्त्रीय दुष्टि सरे भी पूर्णतयामान्य है। इस गान 
पद्धति का नाम डे- मांड' । मांड को इस समय देसी स्थिति है कि न इसे पूर्णतया 
रागक्ीकोरि में लियाजा सकता है ओर न इसे जात्म मुक्त भाव से गाये जाने 
वालालोक गीतदही कहाजासकतादहे।योंतो माड को एक राग की तरह गाने 
को परपरा चल निकली है, लेकिन मैने इसे गान-पद्धति के रूप मे इसलिए 
प्रयुक्त किया हे कि विभिन्न राग-रागिनियों में शुद्ध बिलावल, अल्हैया बिल बल, 
कुकरुभ, लिलावल, देश एवं समाज में गाया जाता दै । अतः मांडक्ो किसी भी 
हालत मे एक राग तो नहीं कहा सकता, जबकि यह एक प्रकारक्ागीतदहै, जो 
विभिन्न रसो को अभिव्यंजना के साथ अपने स्वर-स्वरूप को बदलता रहता है| 
म्बांड को हम आज अधिक से अधिक दुमरी या गजल के निकट रर्र सकते दै) 
लेकिन साथ दही एक बात दहै कि धीरे-धीरे मांड का प्रचलन इस प्रकार रूढ ओौर 
निश्चित बनता जा रहा है कि वह एक-न-एक दिन शास्त्रीयता की दृष्टि से सम्पूर्ण 
स्वरूपनले लेगा) 


राजस्थानी लोक गीतो में मांड ही एक ठेसी पद्धति है जिसे राजस्थान की, 
सास्त्रीय संगीत को, विशेषदेन के रूप में लियाजा सकताडहै। मांड की धीमी 
ओर ठण्डी चाल में हमरे प्रान्त की प्रकृति का एक सुन्दर चित्र भी है! रेत के 
टीलौ मं जापका स्वर तैरता हुए बहुत समय तक लहराता रहता दहै । मांडमेंभी 
ठीक वैसी ही संगीत-व्यंजना हुई है । मांड-शेली को यदि आप पहाड़ी गीतों के 
प्रतिच्निपूर्णं लोक गीतों कौ तुलना में परय तो भाव स्पष्ट हो सकेगा। 


शास्त्रीय संगीत में जेसे स्वरों के उत्थान-पतन का अपूर्वं विश्लेषण होता है. 
ठीक वही स्थितितालकौीभीदहे। ताल के लिए तीन समान समय का विभाजन 
एवं आवृत्ति होना जावश्यक है । तभी एक गति का अनुमान हो सकता है । जैसे 
किसी भी वस्तु पर आप अपने हाथसेएक), दो ओर तीन बार ठक-ठक-ठक 
कोलिये-पहले, दूसरे व तीसरे के बीच में जो समय का निभाव किया दहै, उसे 
निरतर कायम रखते हुए बजाते चलिए-गापको ताल की गति का अनुमान होने 
लगैगा । शास्त्रीय संगीत ने इन्हीं तीन आवृत्तियों के बीच में ताल का चारम्भ -नाना 
दे । अब इसका विस्तार मुख्यतया दादरा (छः मात्रा), कहरवा (जठ मात्रा), 
पताल (दस मात्रा), एक ताल (९२ मात्रा>) आड़ा चौटाला (८९१४ मात्रा) एवं 
तरिताल (१९६ मात्रा) में लिया है । इन मात्राओं के आधार पर दयी राग रागिनियों-को 
गाया जाता हे । इसका अर्थं यह है कि गाने वाले को निरंतर विशिष्ट मात्रां क 
अन्त म लौर कर आना पड़ता है । यहां पर ही तबला या ताल बाजों का महत्त्व 
गाता हे) 


अतः जिस प्रकार शास्ीय संगीत यें ताल के लिना गायन नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार लोक गीतों मे भी उनका होना आवश्यक है । शास्ीय संगीत की उत्तर 


भारतीय प्रथा में मुख्यतया तबला, पखावज -व स्रदग ताल के लिएसंगतमें रहते 
९८ रमयन 


हें ¡ लोक गीतामेतालकी दृष्टस ढालक, मजी, नगरे, चंग, डप, अपंग आदि 
च्छितनं हौ वाद्य रहत दै । इन वाद्यो द्वारा लौक गीतों में भी निश्चित बंधन (ताला 
नियमन) ज जाता ड 

राजस्थानी लोक गीतों मे अधिकतर निम्नलिखित तालो का प्रयोग होता है- 


१. दादरा : € मात्रापं - धा धिनना। 
धा तिन ना 

ह चवोचिार : ७ मात्राएं - धाक धिन धा धिन 
धाक तिन धा धिन 

३. तीवस : ७ -पात्राएं - धिन ना धिन ना। 
तिन तिन ना 

्. कहरवाः < प्पा्राएं - धागिन ति 
नकधिना 


य ताल टोलक, तबल्ते जौर नगारे के स्वरूप कको स्पष्ट करती हैँ । डफ वरचंग पर 
अधिकतर करवा बजाया जाता है! मजीरोये भी निश्चित बीट्स दी जाती ईहैँ। 
तोक गीतों में प्रयुक्त होने वाले तार-वाद्यो मे भी ताल बताने का विधान होता है) 
जेखे, रावण-हत्थे मं राग पर घुंघरूतालकादहीकामदेतेडैखाभजनके साथ का 
एक तारा स्वर भीदेताडहै ओर ताल भी। इसी प्रकार दूसरे काद्य भीदैँ। 

जतः लोक गीतोंमेंभीतालोंकाटीक उतना दही कठिन जाल फेला हा पाते दहै, 
जो शास्त्रीय ताल वाद्यो मेहे! राजस्थानी लोक गीतों चो प्रसिद्ध गान पद्धति मांड 
मे जथिकतर दादरा ही चलता है। किन्तु आन्य मुख्प-मुख्य गीतो में तीवरा, 
चांचर अथवा कहरवा चलता है! कहरवा को चलत धुन में एक मस्ती ओर 
आदमी को कहा ले जाने को जसाधारण क्षमता है! उसके नीच-बीच में आने 
वाले बोल भी खब्रू मुक्त होकर सचे जा सकते दहै । तालो में संभवतया कहरवा दही 
ठेसी ताल हे जिखको दिल खोलकर बजाया जा सकतादहै ओर खम व गति को 
छोड़ने का भय नहीं रहता । सामूहिक लोक गीतों मे तो ताल दही प्रमुख रहती है । 
चांचर व तीवरा- येदो ताले शास्त्रीय संगीत में उतनी प्रचलित नहीं है, जितनी 
कि लोक गीतोंमेदहँं। सात माजा में बंटी हुई तीवरा व चांचर दो विभेद मात्र 
हैँ । 

लोक गीतो की गायन-प्रणाली 

राग एवं ताल के पश्चात्‌ हम लोक गीतों को गायन प्रणाली पर विचार करं । यहां 
सुविधा के लिए लोक गीतोंकेददो भेद करनलेते दँ । प्रथमतो वे गीत जो 
सामूहिक रूप से विशेष अवसर पर स्त्रियां (अधिकतर) एवं पुरुष सितल-जुल 
कर गाति दहं । गीतों में पारिवारिक गीत, त्यौहार गीत ओर रीत्ति-रिवाज से संबंधित 
गीत हो सकते हँ! दूसरी प्रकारके गीत वे हैँ जिनमें लोक कथापए्‌ं हैँ, -लिनमें 


९९ 


अपने देवों की श्रद्धापूर्वक अर्चना कौ गयी है, जिनमें महान पुरुषों को जीवनियां 
गायी गयी रहै, जिनमे मानव-हृदय के सक्षम भावो को व्यक्त करने का प्रयत्न 
क्िसा गया है । इसी प्रकार के गीतों मे गायन-प्रणाली का प्रश्नउठता है । पहिले 
प्रकार के गीतों मे तो उचित अवखर पर एकत्रित होकर गाना शुरू दहो जातादहै 
[जैसे विवाह मे, होली पर, यमुंडन आदि के समय] दूसरी प्रकार के गीत 
लुनियादी तौर पर पहिले प्रकार से अलग दहें। 


सबसे पहिले हम लोक कथां के गाने कौ प्रणाली को तेते हैँ । प्रचलित लोक 
कथाओं के विषय अधिकतर "प्रेम के इर्द-गिर्द' घूमते हैं । कुक देवताओं ओर 
नेक कार्यो से संबंधित होने के कारण धार्मिक भी दहै । किन्तु प्रभावशालीदढंगसे 
धर्म-निरपेन्ष प्रेम- कहानियां ही गाई जाती हैँ । इनर्मे मुख्य ढोला-मारु, नागजी- 
नागवन्ती, खींवजी-आबलदे, जश्मददे-रतनपाल, काछबो, सावरत्लंगा-चदबस 
आदि जादि प्रमुख दै । इन कहानियों में प्रेम सम्बन्धी सुन्दर दोहे है ओर इन दोहो 
को एक मुख्य कालव्यात्मक पंक्ति [ स्थाई] से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार 
दोहो में घटना का उल्लेख करने के पश्चात्‌ गायक मुर्य पंक्ति पर आ जाता है। 
लगभग सब कथाओं में दोहो को गाने कातरीका एक ही है, लेकिन मुख्य पंक्ति 
क्रो गाने का तरीका अलग-अलग है। इन पंक्ति के साथ दही ताल-वाद्य बजता दे, 
जिसमें अधिकतर कहरवा यादादरादह्ी रहतादहै। दोहो से प्रारम्भ होकर एक भाव 
पूरा होते ही मुख्य पंक्ति का ताल सहित प्रारम्भ दहो जाता दै । मेरी बात समञ्लने के 
लिये रामायण के पाठको लियाजा सकतादहै या गजल को गाने के तरीके से 
समज्ञा जा सकता दडे। 


लगभग सभी त्रेमकथाओं की घटनाएं मनोरेजक ओर हृदयग्राही हैँ । इसलिए एक 
तो घटना-तत्व के कारण ही सुनने वाले कामन लगा रहता है । दूसरे इसके साथ 
ही दोहो को अभिव्यंजनापं इतनी सुन्दर होती हैँ कि सुनने वाला अपने मन को 
हटा नहीं पाता हे । इससे बकर जब संगीत भी मिल जातादहै तो दोहो का 
काव्यत्व भी निखर उखता हे । क्योकि संगीत में पक्ति को निखरने च फैलने का 
अवसर मिल जाता है ओर इससे अर्थ ग्रहण करने में सुगमता आ जाती है । इसी 
त्रेणी मे पडो" को भी लिया जा सकता है, जिनमें महान्‌ जीवनियों का उल्लेख 
रहता हे | 


लोक गीतों कौ सबसे प्रांजल, पवित्र सुन्दर ओर महत्त्वपूर्ण धारा वह हे, जो 
मनुष्य के मन के कोमलतम भावों को अभिव्यक्त करती है। ये गीत दही सबसे 
महत्त्वपूण धरोहर है । य्ह काव्य ओर संगीत का महामिलन एक महान्‌ अनुभव 
है । इस श्रेणी के गीतों मे पणिहारी, कुरजां, लु. सपनो, हिचकी, गोरबन्द, 
ईढांणी आदि आते हैँ । पणिहारी की मनोहर कथा इतनी ही दहै कि एक बाल- 
विवाहित पणिहारिन कर्ण (की-कदीं तालान) पर पानी भरने जाती है । वहां 
एक नवयुवक उसे छेडता है 1 वह उस नवयुवक को देखते ही प्रेम से सराबोर हो 
उठती हे, लेकिन ऊपर से कोसती चलती है । घर पहुंचने पर बाल-विवाहिता 
नवयौवना को सास कहती है, यही मेरा पुत्र ओर मेरा पति है । नवयुवती के 


३० रेगणायन 


उनानन्द क्छी सीमा नदीं रहती 1 घटना कौ मनोर॑जकता, कोसने काउपक्रम, युवक 
चकरा आकर्षण ओर अन्त कामिलन-स्वरो के लिए एक जनरदस्त परीक्ादहे। क्या 
वे मन के इतने भावो को एक दी साथ व्यक्त कर सक्नेमें समर्थ होगे किन्तु 
पणिहारी गीत यैं सुन्दर निभाव हुजा दहै) 

इसी प्रकार कुरजां भी दै कुरजां एक पक्षी है, जिसे सजस्थानी लोक गीतो में 
संदेश- वाहक -पश्ची के रूप में वर्णित कियागयाडहै। कुरजां के दौ रूप लिये गये 
डै- एक तो पति को खंदेश देने वाले के रूप में, तथा दूसरा-लहिन का अपने भाई 
चरा चह चक्ापीहर खंदेशलेजाने के लिए! मुञ्चे दूसरा रूप दही जधिक सुन्दर लगा, 
क्योकि पीहरकीयादमेंजो भावों की उच्छल मौलिकता है, चह अन्यत्र दुर्लभ 
हे । क्रुरजां सम्बन्धी अनेकों गीत प्रचलित है! इसी प्रकार आलु, हिचकौ, सपनों 
आदि के भी अनेकों स्वरूप सिलतेदहैँ।ये गीत भी मुख्यतया दादरा में बन्धे है, 
तथा विशिष्ट श्रणी यें गाये जाते हैँ । यह गीत परम्परा, जाति, वंश ओर शिल्य 
परम्परा सख जज भीचल रहे दं । 

भजन "एवं नाणी 

भजन एवं बाणी भी वास्तव में गायन-प्रणालियां दही हैँ । इनके विषय मुस्यतया 
धार्मिक ही होते हैँ । विभिन्न राग-रागिनियों मे बन्धी हुई ये बाणियां या भजन 
जज अधिकतर छोरी जाति के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित हैँ । सभी भजन 
रागो के भेदोपथद में बटे दहै । हारी दानिक परम्पराको ठेटजन-सखाधारण तक 
ले जाने का श्रेय इन्हीं मनोरंजक गीत-शेलियों को ही है । निम्नतम जातियों ने इस 
गीत-परसम्परा को अपना कर उनमें जीवन देने का बहुत प्रयत्न क्रिया है । रात रात 
भर च्रेठ करये लोग गाते रहते दै । चमार, बलाई, रेगर, भां भी, हरिजन आदि- 
दि जातियों में बाणियों का सुन्दर रूप मिलता है । बाणियों को गाने में यह 
विशेषता रहती है कि गाने की पंक्ति के अन्तको जलापमेे बदा दिया जातादहै। 
हर पंक्ति को अलाप की गम्भीरता मिल जाती हदे, जिससे उन पंक्तियोौ मे च्िपे 
दार्थनिक भाव को समञ्ने व हृदयंगम करने में सहायता सिल जाती है । मीरे, 
टोलक ओर एक तारा ही उनके वाद्य रहते दै | 


३९१ 


कोमलं कोटरी 








य {ज ₹-2+ | ग | 


लोक गीतों मे वाद्यो का सीधा सम्बन्ध, गायन-विशेष से है! गाना ओर्‌ वाद्य का 
मानो रासायनिक सम्बन्थ है । उनको एक-दूसरे से पृथक नह कियाजा सकता) 
लोक गीतो में काम आने बाले वाद्यो केदो प्रयोजन हैँ एक तो स्वरों के 
उत्थान-पतन के अनुकूल चलना ओौर दूसरे उसकौ लय को कायम रखने के 
सिए ताल देते चलना! 


स्वरो क साथ चलने वाले वाद्यदो प्रकारके हैँ तार-वाद्य ओर पक से बजने 
चाल वाद्य! तार वाद्योकोदो प्रकार से उपयोग में लाया जाता है- एक गजके 
द्वारा संचालित होता है तथा दूसरा अंगुली, मिजराफ या अन्य किसी वस्तुक 
अाघ्ात से स्वरो को स्लंक्रुत करता है। 

ताल-~-वाद्यों का प्रमुख प्रयोजन, गीत को संतुलित मात्रां में बटे हुए जगे बदाये 
चलना दे । ताल के लिना गीत का प्रभावङाली होना ही असंभव हे लोक गीतों 
में प्रयुक्त होने वाले ताल-वाद्योंको भीहमबदो भागोंमें बार सकते दै! एक तो 
वे ताल-वाद्य, जो गायन के साथ दही विधिन्न ताल-रूप ग्रहण कर खकतेदैँ; तथा 
दूसरे वे, जो केवल दो मात्राओं के बीच के समय-क्रमको ही बता सकते हें । 
पहिले प्रकार में टढोलक, नगारा, मादल आदि हैँ तथा दूसरे प्रकार मे मजीरा, 
थाली, ज्ञीन्चा ओर करताल आदि दैँ। 


लोक-वाद्यों मे ताल ओर स्वर-वाद्यों की इस विभिन्नता के साथदही कुछ एसे 
वाद्य भीर, जो ताल जओौर स्वर, दोनो काकामदेते हें । तमूरे को तरह स्वरदेना 
ओौर विभिन्न तालो काउपयोगदेना वीणाया चौतार याएकतारे को विशेषता हैँ | 
लोक-वाद्यों की यह विशेषता, शास्त्रीय रूप में प्रयुक्त होने वाले वादों में नहीं हे । 


राजस्थान ये तीन दोहे प्रचलित है इनसे वादयो के प्रकार पर कहा गयाः 


जग मे ख श्रोता कहे, बाजा सादा-तीन। 
सवाल, तार ओर फक है, अद्ध ताल सुर हीन ॥ 


अनर्थात्‌- सुनने वालों का कहना है कि जग में सादे तीन प्रकार के साज हैँ- 
खाल, [ ढोल, ढोलक, तबला आदि] ताल ओर पक से बजने वाले, सह तौ 
पृरे-पूरे तीन वाद्य ह! किन्तु ञजाधा साज ओौरदडहे1 ये जे वाद्य वे हैँ, जिनमे ताल 
हे लेकिन स्वर नहीं! मादल को, बांसुरी को, रावणहत्थे को किसी स्वर से 
बजाया जा सकता है लेकिन मजीरे, ्ांञ् या करतालों में स्वर मिलान कौ 
गुंजाइश नहीं हे । अतः इन वाद्यो को ‹ आधा ' वाद्य माना गया हैः 

र्राल नगारा ढोल डफ, ओर परावज जान । 

तार तंचरूरावीण है, सारगी सुरमांन॥ 
३२ रमगायन 


फक यें यृंगी चासुरी, यैनाई नर सार) 

तान म॑जीरा ींज् दै, वाजं इत तैयार ॥ 
पर ऋ दादा मं साजो क नामो को जिनायखा गया डे! अव्र एक एकर प्रक्रार क्क 
चाद्या जना तिहिता को देखा जाय । सबसे पहिले तार वाद्यो कोले तेते हैँ । 


सार॑गी 

ननन नार वाद्या यं श्रेष्ठतम वाद्य है । प्रत्येक स्वर ओर प्रत्येक गायकौ के सौन्दयं 
चना अशिव्यक्त ऋर सकती हे) उसमें कुल २८७ तार होते हैँ ! गज सरे बजायी जाती 
हे, यदह गज ्योडेच्री पुंछ के वालों से बनाया जाता है! गज को ˆ नेरजा' नामक 
एव्म कस्तु पर्‌ चिम -जाना है, तब्र ये बाल तार मेँ नाद" उत्पन्न कर सकते हैं| 
न्वारगी चरा उपयोग, शास्त्रीय-संगमीत यें बहुत प्रचलित है! यह साज गाने वाले 
च नाथ-साथ चलता है! लोक-गीतों में, गाने वाला ओर जाने वाला एक ही 
व्यच्कि होता हे । लेकिन शास्त्ीय-संगीत में सारंगी सै संगत करने वाला दूसरा व्यक्ति 
होना हे । उक स्वर बहुत मीटे ओर कंठ के लिए बहुत सच्चे होते हें । सारगीकेही 
अनाधार पर, राजस्थान में गुजरातण सारंगी ओर सिंधी सारंगी का उपयोग होता दे | 
गजरातण -सारंगी में तरपा के स्वर केवल सात ही होते हैँ । सिंध्ी सारणी को बनावट 
ओर लंबाई -- चौडाई, अन्य मान्य सारंगियों सरे अलग है । जैसलमेर को आर के लगे 
जाति कर लोकगायक इसी प्रकार कौ खारगियों पर गाते इं । 


च्छ [माइ च्च 


यह भी सारगी दही के प्रकार का २७ तारों वाला वाद्य होता है! लेकिन इसकी 
लनावट सारंगी से बिलकुल अन्य प्रकार कीहोती है । सारंगी कौ तबली लंबी 
होती है, लेकिन कामाइचा की तबली लंबी होती है, लेकिन कामाइचा को तजली 
गोल होती है ओर यह गोल तबली डेढ पीट के न्¬;चग चौड़ होती है । तबली 
मंडावण चमड़े काही होताडहै इसका गज, सारंगी के गज सरे लगभग डेढादहोता 
हे । हाथ से नापने पर, वह चार लेत के लगभग जाता है । कामाइचा को आवाज 
में भारीपन होता है! जआवाज के इख भारीपन को संगीतमें स्वर कौ तीव्रता कहते 
ह ! तीव्रता, कम्प-विस्तार पर निर्भर करती है! तबली की चौडाई ओर गोलाई क 
कारणं स्वर को गुंजने का खूब अवसर मिलता है। कामाइचा के ऊपर का 
स्वरूप, बहुत कुक, मराटी सारंगी से मिलता है! तरणो को खृंटियां भी सल ऊपर 
की ओर होती है। कामाडईचा के एक ओर, गुजरात सारंगी कौ भति, केवल 
खात तरफदहोतीडहैसासे सां तक) 


इस साज को मुख्यतया मुसलमान शेख जाते हैँ । इन्हें मांगणियार भी कहते हैँ । 
इस पर अधिकतर भजनं ओर बायरिया के गीत गाये जाते हैं । 


7 


अतर्‌ 


मेवाड़ के सवाईभोज, नेगड्या, बदनौर क्षेत्र में बजाये जाने वाला यह यंत्र, बहुत 
अनोखे -किस्मकादहै। इसका स्वरूप वीणा के समान दहे, लेकिन इसको, गलते में 


२२ 


पदिन कर, खडे-खडे बजाया जाता है । वीणा कौ भोति इसमें दो तबे होते हैँ ओौर 
इन दो तबो के बीचमें र्बसिदोताडहे। इस सख पर, एक जानवर को कड ख्राल 
के २२ पर्दे मोम से चिपकाये हुए होते हैँ । यह पर्दे सितार को तरह हटाये नहीं 
जा सकते ! पर्दो की जगह, कुक लोग, मगर को खाल भी कामम लेते हैँ । इन 
पर्दो के ऊपर तार होते हँ, जिनको हाथ की अंगुली ओर अंगूठे के आघात से 
बजाया जाता है । 

इस जंतर को बजाने में, दोनों हाथ, अपनी पूरी लम्बाई तक फैल जाते हैँ । नीचे 
रहने काला भाग (बोस का - जिसके पीले तबा आ जाता है], दाहिने हाथ के 
-अंगूठे ओर अंगुलियों के बीच में आजाताहे, ओर तारके नीचे से ही, अंगुलिर्यो 
ओर अंगूढे, विपरीत दिशा में खुलते हुए, आघ्यात करते हैँ । खाली हाथ मरे अजंगूठे 
जौर अन्य अंगुलियों को मिलकर खोलिये- कुक टका देकर - तो आघात 
करने का तरीका समञ्च सें जा जायेगा । दाहिने हाथ के इस आघात के साथ, ्वबोँया 
हाथ, विभिन्न स्वरों को चता हुजा निकल जाता है । जंतर में हाथ का आघात 
कुक इस प्रकार से होता हे कि ताल का भान भी उसी में होने लगता है । चौतारि 
ौर इकतारे की विवेचना में ताल ओर स्वर की यह बात समङ्ञमे जा सकरगी। 


इस वाद्य को, बगडावतों की कथा कहने वाले काम में लाते हैँ । नगङ्ावतों कौ 
कथा एक लम्बे पर्दे पर विचरित रहती दहै, जिसके सामने खड होकर, जंतर को 
संगत के साथ, गायक कहानी कहता है । देवनारायण के भजन ओौरगीतभीये 
लोग गाते हैँ । 

रवाज 


सारंगी की शक्ल का यह वाद्य मेवाड़ में बजाया जाता है । किन्तु इसमे गज काम 
मे नहीं लिया जाता। गज के स्थान पर नरे से ' जाघात किया जाता दै जघात 
के साथ ही, बिना पर्दे बाले तारों पर, सारणी की भोति स्वर निकालते जाते हें। 
इसमें कुल ९२ तार होते हैं । चार प्रमुख तार तांत के होते हैँ ओर तरफ की जगह 
आठ तार होतेदें। 

राव जओौर भार जाति के लोग इसका प्रसोग करते हैँ । विशेषतया गाडरियों के राबों 
क्रा यह साज दे । 


राकणहत्या 


राजस्थान के वाद्यो में रावणहत्था का अपना विशेष स्थान दै । यह वाद्य बहुत 
उपयोगी नाया जा सकता दै अभी तक इस वाद्य सें जितनी ताकत है, इसका 
पूरा-पूरा उपयोग नहीं हुञजा हे । इसकी बनावट इस प्रकार है- अच्छेबडे नारियल 
पर नास लगाकर, नारियल को चमङ़ सरे मंद दिया जाता है! कसे हुए चमडे पर 
सुपारी क्तो लकड़ी को घोडी लिठाकर कुल नौ तार बिखाये जाते । इन नौ तारों 
के लिए, समे नौ छैद किये जाते हैँ । इनके स्थान का चुनाव बहुत ही 
होशियारी से किया जाता हे। 


३४ रगायन 


यह वाद्य ्वरघ्रे वाले गज से बजाया जाता हे । सह गज भी घोड़े की पूं के बालों 
से बना होता है । रावणहत्थे कौ विशेषता यह है कि इसका ' थट'-कातार भी 
बालोंकादहोतादे। इन बालों वाले तार पर ही गज चलता है ओर गज के संघर्षण 
से स्वरों को उत्पत्ति होती है! थट के तार पर अलग-अलग जगहों पर बयं हाथ 
को अंगुलियों रखी जाती है जिससे सरगम निकलता है । अंगुलियों का हथेली 
क्र जोर से स्पर्थकरायाजाताडे। बेयि हाथ की हथेली की ओर से स्पर्ख कराया 
जाताहै। यिं हाथ की हथेली पर ही सारा बाजा भी टिका होता है। इसमे थट 
करा तार मच्यसप्तकके'सा' सेमिलाहोतारहै ओर अंतिमर्तोँतिका तार खरज क 
"प" सखे मिला रहता है। अन्य सात तार 'स' से "नि" तक पिले रहते द| इसका 
स्वर-सखंधान बहुत मीठाहोतादै। 

रावणहत्थे कागज, सारगी के गज जैसा नहीं होता है । इसका गज वालों की जर 
सेष्ट्कदम टीला रहता है, जिसे दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाकर कड़ा बनाया 
जाता है 1 गज के अन्तिम छोर पर घघ्यरे बंधे रहते हैँ जो ताल करा काम भी करते 
रहते हे । जाधे वाद्य का जिम्मा इन्हीं घृघरोंकाहै। 

इन वाद्य को भील ओर भोपे मुख्यतया बजाते हैँ । इस पर "पड़" ओर वीर पुरुषों कौ 
कहानिर्यो गाई जाती हँ । राजस्थान के इस वाद्य में विकास की बहुत संभावनां ह । 


इकच्कछलास 


मंज्लले आकार के तूं पर एक बांस लगा हुआ होता है । इस लांस पर दो रृंदियां 
होती हैँ जौर ऊपर नीचे दो तार रहते हैँ । नीचे का तार पंचम (प) ओर ऊपर का 
तार्‌ पड़ज (सा) पर मिलादहोताहे।“सा' ओौर'प'काजोड़ा संगीत में सबसे इष्ट 
माना जाता हे । "सा! ओौर "प" की निरन्तर संहिति से यह वाद्य स्वरित का काम 
भीदेता है; अर्थात्‌ गायक को स्वर पर कायम रहने ठे नदद देता हे एेतिहासिक 
रूप से इकतारा तमूरे का पूर्व रूप है । जहां तमूरे का उपयोग केवल स्वरित के 
लिए होता है, वर्ह इकतारे का उपयोग स्वरित ओर लय, दोनों के लिए होता है! 
इकतारे को बनाने के लिए उसे ठीक तूँबि के ऊपर से, लांस ची जगह से, पकड़ा 
जाता हे ओर अंगूठे के निकट वाली अंगुली से, नीचे की ओर से, तार पर आघात 
किया जाता है। इस आघात के क्रम में कहठरवा, दादरा आदि तालोंका भी 
समावेश कर लिया जाता है! 


इकतारे का प्रयोग मुख्यतया भजन एवं बाणियों को गाने के लिए किया जाता है! 
इकतारे के साथ ज्यादातर मजीरो या करतालों का साथ रखा जाता है! गोरसि, 
नाथपंथी स्वामी जर कालबेलियों में इनका विशेष प्रचलन दहै । 


तंदूरो, वीणो, चौतारो या निशान 


इन चार नामों से एक दही प्रकार का वाद्य राजस्थान में प्रमाणित है। यह वाद्य, 
लोक गीतों का तानपुरा है! इसमें तानपुरे ही की भांति चार तार होते हैँ । लेकिन 
इसको तानपुरे को भति खड अंगुलियों से लाये से दयि नहीं बजाया जाता 
बल्कि एक ज्टके के साथ, पीले की ओर से अर्थात्‌ दाये से लांये ओर बजाया 

२५ 


जाता है । जाघात को शक्ति के कारण इसमें इकतारे कौ तरह लय या तात का 
भान हो जाता डहे। तानपुरे कौ भोति इसके स्वरों काक्रम रहता दहै। तानपुरे में चार 
तार होते है, जिनमे पहला मद्र पंचम [प] यें चौथा संद्र षड्ज [सा] में ओर 
नीच के दोनों तार मध्यषडज [स] में मिले रहतेदैँ। कभी-कभी [प] वाले तार 
को [मन] मिलाकर मध्यम मेल का उपयोग किया जाता है! मध्यम मेल का 
उपयोग तभी किया जाता है, जब किसी राग विशेष में पंचम का निषेध हो । तंदुरे 
या चौतारे मेंठखीक इसका उलटा क्रम होता हे, क्योकि आघात बिल्कुल विपरीत 
दिशा की आर से होता है, जथवा मद्र पंचम पीकेको ओर से पहिला तार हो 
जाता है ओर मद्र षड़ज चौथा ओर बीच के मध्य षड़ज [स] रहते हैँ । यह वाद्य 
स्वरित ओर लय दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। आघात के लिए अंगुली सें 
मिजराफ पहनी जाती हे ! तानपुरे में जवारी ' के प्रयोग से, स्वरोंकी संहिति से 
गण ' बन जाती है, जबकि चौतरे में लय ओौर स्वरित, दोनों मे सहायता मिलती है । 


चौतारों पर बलाई, दसनामी, बीसानामी ओौर रामदेवजी के भक्त भजन गाया 
करते देँ 
नासुरी या बंशी 

इसमे स्वरो के लिएछछःकेद होते हैँ ओर पक देने के लिए मुंह की ओर एक 
ओर चेद होता है। आसानी के लिए आजकल, मह मे क्लारेनेट या सीरी की 
तरह जाने कौ बसरिया भी प्रचलित है । स्वरों के छो छेदो को दूरी के हिसाब 
सं इस प्रकार बेठाया जाता है कि सही-सखही पूरा सरगम बज सके । बँसुरी में 
किसी भी स्वर को षड्ज मानकर बजाया जा सकता है) उसके आगे के स्वर 
पने जप जाचृत्तियों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैँ 1 नासुरी, बांस ओर पीतल 
या ञन्पकिसी भी धातुकी हो सकती है; किन्तु बांस ओर पीतल की ही अच्छी 
समञ्ी जाती दै! 


अलगोजा 


यह दो नांसुरियों से मिलकर एक वाद्य बनता है । बांस की दोनो बंसरियों क मुह, 
बजने वाले के मुंह में रहते हैँ, ओर वह दोनों मेँ बराबर फूक देता रहता है ! दोनों 
सुरियो में चार-चार छेद होते हैँ, जिनमें क्रम रूप से, "सरगम ' निकाला जा 
सकता हे । अलगोजे की दोनो नांसुरियों मे योः या सात छेद होते है लेकिन 
दूसरों को (काम में नीं आने वाले छेदो को) मोम से बंद कर दिया जाता हे 


सतार 


सतारा में -जलगोजे, बांसुरी ओर शहनाई- तीनों को समन्वित करने कन कोशिश 
कौ गयी हे । अलगोजे कौ भांति, दो बांसुरियां होती है. काफी लंबी | दोनों मे छः 
छः छेद होते है; लेकिन एक ववांसुरी में पांच स्वर मोम से बंद रखे जाते है ओर 
शह नाई कौ तरह केवल “ सा ' ध्वनित होता रहता हे । दूसरी बांसुरी पर पूरी गत, 
धुन या गीत चलता हे । यह साज सिंध में विशेषतः बजाया जाता हे ! ओर वहीं 
सरे राजस्थान की सीमा पर जया है| 

३६ रगायन 









न न कः 





शह नाड 


पक वाद्यो में श्र ओर सबसे मीठा वादन शहनाईं का ही हौता है । शह नाई को 
बजाने वाले हयस्ा दो जने होते हें! एक वादक, कवल“ षडज' जाता है ओौर 
दूसरा वादक, राग जाता है । शह नाई के साथ, तालं वाद्यम नगरे कौ संगत करौ 
जाती है) शहनाई को खोलकर अलग-जलग भागोंमें भी लांटाजा सकता हे) 
यह नकसासी वाद्य है । नकसासी अर्थात्‌ बजाते समय रंह में निररतर स्वांस रहना 
चाहिए ओर स्वरों के लिए बहता जाना चाहिए । इसके लिए नाक से बरावर सास 
लेना पडता हे । इसे * नकसासी ' कहते हैँ । शहनाई टाली लकड़ी या शीशम को 
नाई -जाती है! टाली लकड़ी अच्छी समञ्ञी जाती हे। 


टोयो 


शहनाई दही की तरह सख्त होता है । लेकिन नकसासी नदीं । मुँह सेटोटो को 
लार-लार हटाया जा सकता है | खहनाई में षएेसा नहीं हो सकता) 


पूगी 

तबे को नीच में रखकर, ऊपर नीचे दोनो ओर लांस लगा दिये जाते हैँ । ऊपर के 
एक लांसमें फक देकर, नीचेकेदो वांसो परने छदोसेस्वरोंकाक्रम बैटाया 
जातादहै। पुँगीको वांसो से मिलाने के लिए मोम को काम में लिया जाता हे, 
स्वरों की ठीक जगह को निकालने केलिए भी मोमहीकाममेलेतेर्हैँ। पूगी भी 
नकसासी होती है 1 मुंह में बहत जोर से फक होने पर ही पंगी बजाई -जा सकती 
हे ! कालब्ेलिये, जोगी या सांप पकड्नेँ वाली जातियां ज्यादातर पूगी जाती है । 
नङ 

यह मशक की तरह का एक वाद्य होताडै! इसे मुंह पर टदा रस्रकर बजाया जाता 
है । नड च्छा प्रचलन जैसलमेर कौ ओर ही अधिक है। 

नबरगु ओर बाक्िया 


शादी विवाहो या त्यौहार-उत्सवों के समय, खरग जाति के लोग, लंबे-लंबे 
पीतल या तांबे के ये साज काम मेंतेते दे! इनका प्रयोजन केवल च्वनि संचारण 
हे । इससे उत्पन्न ध्वनि को पवित्र भी माना जाता है! "तुङ्‌ तुड्‌ का सा नादं 
प्रसारित होता है। इसके साथ टोल बजाया जाता हे। 


शशय 

पूजा पाठ के अवसर पर बजाया जाता है। केवल शुभ सूचक ध्वनिक रूपमे 
प्रयोग करिया जाता दहै। 

सीगी 

हिरण के सींग से बनता है । इसर्मे से केवल एक ही आकाज निकलती है । संगी 
के भीख मांगने वाले फकीर, साई जादि बजाते हैँ । 


३९७ 





दोलक का स्वरूप न मृदंग की तरह काहोता है, न पखावज जैसा ओर न 
मणिपूरी क खोल जैसा होता दें । टोलक के दोनो पुडे, लगभग समान व्यास के 
होते दें! सृदगमें एक बड़ावकोटाहोता है । पखावज में छोटे-लडे के अनुपात 
सें मृदंगसे भेददहोजाताहे ओर खोल मे दोनों पुडे बराबरसखेद्ी होते हैँ, लेकिन 
वह "एकदम बहुत लम्बी ओौर मुंह को ओर से एकदम छोटी सीहोती डे! ढोलक 
का चौडाई वाला आकार भी बड़ा होता है । राजस्थान के ताल-वादयो मे, सबसे 
जयिकर प्रचलन दोलक काही है। इस पर लगभग सभी प्रकार कौ ताले बजाई 
जाती हे) दढोलक को बजाते समय, तबले या मृदंग को तरह पुङे पर जमा कर 
हाथ नहीं रखा जाता बल्कि अंगुली कौ स्वतंत्र चटकारी दी जाती हे। 

दढोलके आम या बड़ की लकड़ी से बनाई जाती है । इनपर अधिकतर बकरे- 
करी का चमड़ा मंदा जाता है; लेकिन रावलौ को धौलक में भैस का चमा 
चाम मे लिया जाता है । राजस्थान की सिन्न-चिन्न जातियों के गायको ने, जपने- 
जपने प्रकार की धौलक बनाई थी। इसी प्रकार नयियों को ढोलक साधारण 
दढसेलक से बड़ी होती दै; लेकिन उसके नर भाग को हाथ से नहीं बजा कर 
लकड़ी से बजाया जाता दै । हीजड़ो कौ दढोलक भी अलग प्रकार को होती है; 
लेकिन स्वरूप-विशेष मेँ कोई अधिक फर्क नदीं है। 


मादलं 


मादल की सकल-सरूरत पखावज जेसी होती ह; किन्तु यह सिद्धी को -लनी हुई 
होती है} राजस्थान में सिद्वी का यह वाद्य, मेवाड़ के मोलेला गांव में बनता दै। 
इसकी गुंज ओर इसका प्रभाव निरालादहीदहोताहै। पखावज को तरह इसमे भी 
जाया लगाया जाता दै। जन्य वाद्यो पर तो काली स्याही होती दै। इस पर भी 
लगभग सभी ताले बजाई जाती है! 

मू्दग 

कुक बडे गांवों मे जौर रजवाड़ो कौ राजधानियों में मरदंग भी बजाई जाती दहै। 
ताल-वाद्यो मे यह सबसे महत्वपूर्ण वाद्य है! कहते हैँ कि तबला इसी का सरल 
रूप है । सरृदंग के बजाने व तबला बजाने में बहुत फर्क हे 

ढोल 


यह साज अधिकतर नाच के साथ या स्वतंत्र रूप से बजाया जातादहै । ढोल कितने 
ही प्रकार के होते हैँ । हर जगह अपने किस्म का अलग दही ढोल होगा! यह 
काणो चौडा होता है! इसकी ध्वनि भी दूर तक जा सकती है घोष भी बहुत 
गहरा ओौर देर तक गूंजता रहता है । इसीलिए इसे सामूहिक न॒त्यों ओर शादी- 
विवाह के उत्सवो पर काम में लियाजाताहे1 ढोल कासमालिक जीवन से बहुत 
गहरा सम्बन्ध है 1 विशेष अवसरों पर इसके ध्योष का जबरदस्त जानन्द उठाया 
जाता हे । राजस्थान मे बारह तरह के ढोल बजाये जाते दै । उनमें से कुछ इस 


३८ रगासन 


प्रव्रार हैँ - 

[अ] एहडा का ढोल : दीवाली के दूसरे दिन, खारा गांव अपनेबेलोकोसेनाक 
साथ इकदाहो जाता डहै। नेतो कौ पूजा के बाद एक “सिगनल! के साथ 
एहडा का टोल गज उखताडहै। इख ढोल कौ गड्गङाहरट इतनी तीव्र होती 
हे कि बैल भड़क उठतेदैं।वे भय सखे व्याकुल हो, विखर जाते । दूर-दूर 
से लोग उन्हें वापस एकत्र करते दें! इस एड के ढोल के बोल बहुत दही 
शक्तिशाली होते हें । 

[ल] सेर का दढौल अर्थात्‌ शहर मं बजने वाले दढौल) 

[ख] माताजी ओौर भैरव क्री पूजा के वक्तं * भाव' आता है- तब बजने वाला 
जोरी का दढोल। 

[ऋ] मटकी का ढोल! 

[र] ढमंका रो ढोल - जो आज साधारणतया हर श्यरर्मँ बजता दै) 

राजस्थान में ढोल जाने काकाम खरगर्रे, भील, भनौभी, ठोली करते देँ । मारवाड 

मे टोलो के बोलको नाम देने का प्रयत्न क्रियादडहे इनके दो रूप सुनने को मिले 

हैं - चिरमीका बोल तथा गजर का बोल) 

ढोल का-चमडाबकरीयाबकरेकाहोतादहै।! ढोल को कभी एक हाथ व एक 

लकड़ी ओर कभी-कभी दोनो लकड्यों से बजाया जाता हे) 


नगाड़ा 
यह वाद्य एक रसे मंदादहुजा होता है ओर इसमें भैंस का चमड़ा कामम 


लिया जाता है । नगाडा लकडीककौ चोट खे बजाया जाता है) इस्रके बोल भी 
निद्चित नहीं हुए है । गति-पूर्णठढंग से लय को अनुभूति देते दहै 


नौनत 


शहनाई के साथ बजने वाते दो छोटे नगरे होते हैँ । एक बड़ा ओर एक छोय 

होतादहै। बड़ा नरव कोय मादा द्ोती डे इनदोनोंको ददो लकड्यं से बजाया 

जाता है! इसके नोल भी बहुत विकसित है। इसमे सब तालो को बजाने का 

विधान दै । शहनाई के साथ नौबत का भी खूब विकास हा है 1 इन नगारो को 

भ्ेसख के चमडे से मंदा जाता है । 

सौ 

नौबत के छोटे आकार के नगारों का विशाल रूपी घखा कहलातादहै :नरव 

मादा काफी बडे होते दं । लेकिन उसी अनुपातसेखोटे व बड़होतेहैँ इनको भी 

लकड़ी से बजाया जाता है! इसे चोब कहते हेँ। 

भरतपुर में एक प्रकार के बहुत बड़े-बड़े नगरे होते है, जिन को छः-सात-आाठ 

जने एक साथबदो-दो चोबों से बजाया करते हैँ 1 इन नगारो का प्रसोजन युद्ध- भूमि 

से प्रेरणा देने के लिए दह्ौता था। इनका घोष ओर बोल का चलन, बहुत दही 
३९ 


आवाज भी बहुत तीव्र होती दे। 

प्टकव्छ) 

मटकीको खाली हाथ वहाथ कंकर तसेकर चरकारिखे भी बजाया जाता दै 
र कहीं-कहीं इसे बकरे के चमडसरे एक ओर मदु कर भी जाते हैँ 1 कु 
लोग मटकी के युंह पर दी थाप देकर काम निकाल त्तेते हैँ । इसे राजस्थान में 
मार, मायो, चाडो जादि भी कहते हैँ! यह सर्व-सुलभ ताल-वाद्य दहै) 


म्र 


मदारियों के पासदेखाजासकताडहै एक हाथमे छोटे से जकार का यह डमरू, 
दोनों जर से मंढा होता दहै ओर बीच के पतते हिस्से पर दो डोरियां बंधी रहती 
है, जिनके किनारो परम्ोम कौ छोरी गोलियां रहती हैँ । बीच से पकड कर, हाथ 
के जाथे हिलाने सेवे मोम की गोलियां चमडे पर पडती दै ओर उनसे ध्वनि 
निखृत होती दे । इसमे एक गति का ही क्रम जथवा लय को अनुभूति होती ह! 
डमरू भीददटो-तीन पकार के द्ोते दै | 

आधे साज 

ताल देने के लिए, एक ही प्रकार क्री जवृत्ति खे बजने वाले वाद्यो को आधा 
सखाज' माना जाता है! क्योकि “ताल ' देने कौ क्षमता तो इनयें है, त्ेक्छिन “स्वर ' 
देने की शक्ति नहीं है। फ्िरभी अपने जपम ये मधुर होते हैँ) इसमें हम 
मुख्यतया मजीरो, तासला ओर ज्ञांज्ञ कोले सकते! खे तीनों मजीसेंके दही बडु 
मंञ्लले जौर चिचलते स्वरूप के नामदैँ। ये तीनों प्रकार के *मजीरे ` कांसी व पीतल 
के सिश्रण से बनते हैँ । डूगरपुरमें भी मजीरों को बजाने की एक विशेष पद्धति 
चालू है। इसे लोग वेराताली कहते हैँ । सिर से पांव तक, स्थान-स्थान पर मजीरे 
लंधे रहते दहै ओर भजन गाते खमय, क्रम से उन पर हाथ काले मजी से आध्यात 
कियाजाता दै! विभिन्न मजीरों के इस क्रमक कारण, दो मजीरों कौ आवाज से 
यह चिन्न प्रभावदेते दहैं। 

कांसी की थाली ओर कांसी कौ तासक् भी होती है। इन जाथे वाद्यो का महततव 
बहुत देर तक गुंजती रहने वाली इनकार है । यह मन्दरो में जरती के समय 
विशेष तौर पर कामें ली जाती है। 

मन्दरो में चविथिन्न प्रकार की जआवाजों को एकतित करने के लिए घंटा, ज्ञालर, 
टकोरो, वीर घंट, षडियाल आदि भी प्रयोग किए जाते डेँ। 

इन्हीं वाद्यो मे, घूस के प्रकारोंको भी ले लेना चाहिये! कांसी जौर पीतल के 
सिश्रण से अच्छे घूष्परे बनते हैँ । छोटे-कोटे आकार के घुष्र्यो को रमजोल कहते 
दँ । नाच यें जधिकतर रमजोलें स्त्रियां पहनती हैँ! भोपे साधु अपनी कमर में 
बहुत डे-बडे आकार के घ्युष्यरे भी पहिनते हैँ । इनका काम केवल जावा! 
देना भर होतादहै)ये सूचनादेने के काम में आते दे। 

इनके अलावा, आजकल, लकड्यों केदो छोटे टकडो कोहाथमे लेकर भी 


॥ 


ताल देते हए देख सकते हैँ । रेलगाड़ी में भीख मांगने वाले बच्चो के हाथ में यह 
देखा जा सकता है । इनसे उत्पन्न बोल भी काफी अच्छेहौते हें । इसी प्रकार बहुत 
से साधु गाने के साथ चींपये काडपयोग भी लेते दैँ। 

राजस्थान के मुख्य वाद्यो का वर्णन ऊपर लिखा है, लेकिन अभी बहुत से वाद्य 
छूट गये हँ, ओर बहतो के स्वरूप पर, विस्तार से नदीं लिखा जासका। क्योकि 
अभी तक इन वाद्यो का वैज्ञानिक रूप से जच्ययन ही नहीं कियागयादहै। लोक 
गीतो कौ ही भांति, अभी इन वाद्यो का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना शेष है 1 किन्तु 
जो कुच प्रास हो सका है, उससे राजस्थानी लोक-वाद्यो के वैभव ओौर दिव्यता 
क्रा एक अंशतो मिल दही जाता है। इन वाद्यो के नामों को देखकर, सबको 
अवश्य ही यह अनुमान होगा कि वस्तुतः हम अपने जीवन से संगीत को जितना 
टूर समञ्चते हैँ, उतना वास्तव मे है नहीं । 





गुजराती लोकसाहित्य ई. हसयु यािक 








जलाय संबंधी लोकगीत 


जलाशय संबंधी लोकगीतों के अनेक प्रकारै, ओौरये प्रकार विषय ओर सामग्री 
पर आधारित हैँ! इन लोकगीतों मे एक ओर कन्या ओर नववधू के सनोभाव 
निरूपित होता तो कहीं-कहीं व्याहता स्त्री के जीवन की व्यथा एवं करुणता 
भी) देखे भी गीत दँ, जिनमें स्त्री जीवन की कहटण एक वैयक्तिक सांसारिक 
घटना निरूपित होती दै । लोकगीतौं कौ विषय-वस्तु ओर सामम्री के आधार पर 
निम्नलिखित पांच प्रकार के जलाशय संबंधी लोकगीत मिलते! जो भीलोकगीत 
उपलब्ध हुए हैँ ओौर जो जलाशय से संबद्ध हे उन गीतोंको हम इन पांच प्रकारो 
मेसेकेवलएकयादो प्रकार में खमाविष्ट कर सकते हैँ । गुजराती लोकसाहित्य 
क्री करीब पांच हजार जितनी संपादित लोकरचनाओों का मैने कृष्णकथा, रामकथा 
र पांडव कथा, कथा गीत लोककथा, जीवनचक्र संलग्न रचनाओं ओर ऋतु 
संलग्न रचनाओं के मुख्य छः ग्रन्थों मे जभ्यास निबंध के साथ विषयानुसखार 
संपादित किये है । इनमें स्त्रीजीवन से संबंधित लोकगीतों कौ संख्या बडी है ओर 
त्ह्तुचक्र संलग्न गीतों को ही संख्या १९३९ कौ दै इन में संस्कारगीत, गरबा, 
लोरी, दाम्पत्यजीवन ओर ससुराल निवाख के सुखदुःख, रास आदि विषयानुसारी 
उपविभाग है, संस्कारगीत सें सीमन्त, नामकरण, उपवित, विवाह, लग्न, गौना 
ओर अंतिमसंस्कार के मरशिया-राजिया आदि उपविषय विभाग हैँ । विकाहविधि 
मै ची कंकोतरी, गणेशपूजन, गोत्रज, ग्रहशांति, पीठी, मिंढटलवंचघन, मंडपारोपण, 
गार, डी, -मारीपूजन, प्रभातिया, सांजी, फूलेकु, पास, उकरडी, वरयान, सामेयु, 
अलवु-चलवु, तोरण, मायर, चोरी, कलव, तेलसिंचन, पूरत, मामाटलु, कुमकुम 
थापा, कन्याविदाय, परपोखणुं. कोडीकैडो, सिंढण ओौर छोडकेडी, गोत्रजप्रवेश, 
दञ्ैयुं, गौना-पहेला गौना, सीश्रन्त आदि 30 से भी विशेष संख्या के विधि ओर 
विधि ओर विधिसंबंघ लोकगीत दै, संसार ओर ससुराल वासी जो गीत हैँ इसे 
उनमें सासु,ननद, देवर, अन्य संबंधों के ल्ररे मँ तथा उपपली (शौक्य), पति का 
चाकरी के लिये प्रयाण, आाभूषण एषणा, कोई स्त्री के व्याहता जीवन को कोई 
करुण घटना पर आधारित, जैसे उपविभाग में जीवन ओर ऋतुचक्र के लोक गीतों 
को पुनःसंपादित किये है, इससे, लोकगीतों के प्रकार के साथ-साथ हमारे 
सामान्य जनजीवन में स्त्रीजीवन के सुख-दुख का, उनकी अपेक्षा ओर इच्छाओं 
का, सामाजिक स्थिति ओर उत्तरदायित्व का वास्तविक चित्र मिलतादहै। 

तलोकगीतों का एक प्रकार है, जलाशय संबंधी लोकगीतों का, कुञ्जं, लाड, 
तालाब आदि जलस्बोत। गतकालीन युग क्ती ओर कर्टी-कहीं जाज के भी 
ग्रामप्रदेश ये मनकी बात को प्रगट करने का स्थान है, यहां स्त्री को जन्य सखी 


के साथ अपने संसार के सुखख-दुःख की लात करने का मौका मिलता डे, घर यें 
1 


तो सास-ननद रहती हैँ जौर व्याहतास्त्रीकोमन की बात कहनेकामौकाही 
नहीं सिलता है । विज्ञान का नियम है पानी अपनी मूल ऊचाई प्राप्त कर तेता दहै) 
जितनी ऊचाई से गिरे, उतना उचा चढता है! कार्यशक््ति का, (एनर्जी का) 
नियम है कि एक बार पैदा होने पर स्वरूपान्तर होगा, नाश नहीं । इसी तरह जब 
कोई व्यक्ति भय, लल्ना या अन्य परिस्थिति में अपनी साहसिक उत्कट ओर 
अतिशय लगाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तब यह स्वरूपान्तर करके कोई 
व्यवहार, कथन, ओर गीत द्वारा प्रकट करता है, कुलवधू पर ही कुटंब का 
उत्तरदायित्व रहता दै ओर विशेष अपेक्षा कौ जाती है 1 कर््तव्यबोध, परंपरा प्रास, 
न्यूनाधिक सुख-दुःख, मान-अजपमान, अपयश, गृहकार्यं का पश्ुश्रम, अवहेलना, 
अपमान, सासु, ननद, जेटानी इत्यादि के ताने- वाने, अत्याचार, आशंका, भय, 
लजना, परंपरा के कारण व्याहता सहन कर लेती है परन्तु इनके सामने मनममेजो 
आक्रोश जओौर विरोध-विद्रोह होतादहै वे तो कार्यशक्ति को तरह ही नाश नहीं 
होते, पर स्वरूपान्तरित होते हैँ । समय के साथ वधू परिस्थिति के साथ समद्मौता, 
एडजस्टमेन्ट कर लेगी, आवेश, आवेग, उग्रता पर काब्रुपालेती ओरौ भी 
अत्याचार, अपमान, उपेक्षा, जन्याय होगे वे सब सहन करती रहेगी, परन्तु लं 
रखने से या मनोगत के तत्काल अंकुश में रखकर कोई भी तत्काल प्रतिक्िया 
नहीं करने सेमन्मेजो विरोध खड़ा हु दहो, संवेदना जागी ओर मनःक्षोभ 
जन्मा वह मिटता नहीं, यह मनःस्थिति ही लोकगीतों में प्रकट होती है। हम 
हमारि भारतीय समाज कौ स्त्रियों की समर्पित भावना ओर सेवा परायण तत्परता 
ओर संह नशीलता का गर्वं लेते है, लेकिन, क्या एक व्यक्ति के रूप र्मे, नारी भी 
इस परिस्थिति के सहमत हैँ ? संतुष्ट है 2 * कर्तव्य कृतम ' के संतोष का अनुभव 
करती है? - इन प्रश्नो के उत्तर पाने के लिये भी लोक-गीतों-का ही -एक मात्र 
स्वीकार्य जधार है । लोकगीत ही स्त्रियों के खहज नाड़ी का, न्न की धड़कन 
सुनाती डे 1 इन सांसारिक परिस्थिति ओर विषमता के सामने लोकगीतों में आवाज 
उती भीं - हास्यसे, कटाक्ष से, कभी-कभी खुले विरोध से, सौत, सासु- 
ससुर, जेठ, जेठानी, ननद आदि के संबंधित गीत देखें तो जो दुःख दर्द ओर 
विद्रोह दै, वह कितना व्यापक ओर उग्र है, इसे प्रतीत करेगे । पति- भाई ओर 
देवर के संदर्भ देखो तो नारी के सहज मनोभाव के साथ सुख-संतोष ओर तुसि 
का अनुभव करेगे । हमने कुटुम्ब परायण सहनशीलता के मूल्य का कही-कहीं 
तो जोरजुल्म के रूप में आरोपण किया । कृषि प्रधान, पशुपालन व्यवसाय ओर 
संस्कृति में नारी काही विशेष शोषण हुआ - परंपरा, धर्म, कर्तव्य ओर भावना 
आदर्शं के नाम पर हम भूल जाते है कि तत्त्वतः लग्न ओर एकनिष्ठ यौनसंबंध भी 
ग्राकृतिक नही, सांस्कृतिक ओर आगन्तुक है, ठेसे नर-मादा ओर बच्चों को छोड 
कर जौ परिवार है इनके प्रति समान रूप वृत्ति व्यवहार भी प्राकृतिक नहीं, 
सांस्कृतिक ओौर आगन्तुक दही हैँ ! दाम्पत्य ओौर कुटंब मानवजाति के विकास 
ओर संरक्षण की अनिवार्यता है ओर जो सामाजिक स्थिरता मिली, आर्थिक 
अनुक्रलता मिली ओौर जीवन की जो एक निश्चित भाव जन्मा, पेटर्न चेदा हा 


इसमें कुटल, गोत्र, जाति ज्ञाति, गोल जादि का अद्भुत योगदान रहा हैँ! ओर 
मानव समाज आज को सुरक्षित अर सुविध्ापूर्ण जिन्दगी प्राप्त कर सक्छ! परंतु 
इख प्रक्रिया भारतम ही नहीं, सभ्य समाज में नारी पर दही कर्तव्य क्रा विशेष 
लौज् रहा } नर आौर नारी दोनों क कन्धो पर धंसरी का बौज जाया लेकिन स्त्री पर 
विशेष ओर नीति, धर्म, परंपरा जओौर सामाजिक दुष्टि से यौन संबंध के चुस्त 
नियंत्रण भी विशेघततम नारी पर रहँ । इसका कारण रक्त क्ती शुद्धि के सिद्धान्त में 
है । प्रत्येक सम्प जाति ने कंशश्युद्धि पर जोर दिया ! पुरुष कौ शिथिलता सखे कुल, 
वंशणया गोत्र पर कोई असर नहीं पड़ता, परन्तु जो स्त्री शिथिल बनेतोरवंश भी 
श्रष्ट होता है इसी कारण स्त्री के सतीत्व ओर शीलरक्षा स्त्री जीवन का उत्तम 
आदर्खदहीन रहते हुए पुरुषमन का आग्रह बन गया ! देखा जाग्रह ओर अपेक्षा कि 
अगर स्त्रीको कोई भूल करतो उसे माफ क्छियाहीन जा सके) इस कारण से 
भी कहीं स्त्री को विशेष रूप से सहना पडता हे, ओर इसका निर्दर भी जलाशय 
संबंधी लोकगीतों में सिलेगा। 

जलाशय स्त्री काह॒दयद्वार दै। यहाँ स्त्री अपनामनखोलती दहै! एक लोकगीत है) 
"सोजनमां उतर्य सोजनीडं 1' 

सोजनमां उतर्युं सोजनियुं, हमे शाने वाने जई लैश्यु 2 

कारमं लेशं बेडलां, पाणीने बहाने जई लेशं 

जाई लेश्यु रे, मन मोही लैशु, होई दलडानी वातो कर लैशुं सोजनमां 

कांखमां लेशं टोपली, साणाने बहाने जई लैशं 

जाई लेश्युं रे, -मन मोही लैशुं, द्वाई दलडानी वातो कर लैश्यु स्ौजनमां 

कां लें लूगडां, धोवाने बहाने जई लैश 

जाई लेशं रे मन माही लेशं दाई दलडानी वातो कर लैश्ं, सोजनमीं 

साजन महाजन यें दहँतोदिल की बात करने के लिये कौनसा बहाना बना कर 
हम बाहर जायेगे2 कमर पर गगरी रर्रकर पानी भरने के बहाने हम जा्येगे, मन 
मोह लगे जओौरदहटोदिलकीवबातकर लगे) कमर पर टोकरी लटकाकर गोबर लेने 
का बहाना बताकर हम जा्येगे, मन मोह लगे ओरदिलकौ दो बात कर तत्तेगे। 


मन की लात को प्रगट करने का सुर्य स्थल जलाशय है ओर उनके वर्ग में : 

(९) सोना इंदढोनी रूपा बेडलनुं : मनोरथ, कार्य का आनंदं 

(२) बेडा मारां नंदवाणं : दाम्पत्य माधुर्य^व्यथा 

(३) पांगेते सिंचणूयुं : पञ्ुश्रम ओौर जास 

(४) वहु वगोव्यां खोरडां 

ससुराल को बदलोईं : शंका, ताना 

(५) पनिहारी ओर साधु : नवसंप्क के परिणाम 

(६) पनिहारी ओर मोर : पूर्वप्रेम, शंका ओर कारुण्य 

“*सोना एंढोणी : श्यला बेड ' ' वर्ग के जो गीत हैँ इनमें स्त्री के युग्ध मनोभाव का 
प 


आातसेयखन मिलता दहै! इस प्रकार के लोकगीतों में नायिका जपने रसिया बालमसे 
सोने काष्यडा। गगरी ओौररूपाकौ ई्ूरी ८ वाडा लाने के लिये कहती है। यह 
समूद्धिसूचक है)! कुटुंब के लिये पानी भरने जाना वेडरूप या आपत्ति रूप नहीं 
लगता ! कन्या उत्सुक रहती है वधू बनकर घ्यष्ट निकाल के पानी भरने के लिये। 
गुजरात में नर्मदा, तापी नदी को छोड़कर मही सागर, साबर शेँंजी, मच्छ आदि 
नदियों हैँ केवल वर्षाकाल मेही पानी से भरी रहती है, भोगावो, फलक जैसी 
असंख्या छोरी छोटी वर्षाकालीन नदिर्यो है, जर सीता को कांटा लगने से जथवा 
अन्य कोई सती के शाप के कारण इनमें बारह मास पानी नहीं बहता, एेसी कथापं 
जुडी हई है, सौर को शेत्रंजी, सुच्छु, कालुभार, भादर, गोमती के साथ कई 
कथां जुडी हई हैँ । मही ओर सागर के विवाह की रोचक प्रेमकथादहै ओर नदी 
क्रा नाम ही पूरा महीसागर प्रचलित हैँ! जआषाढ्- श्रावण के महिने में कन्याओं 
ओर व्याहता का त्रत जो हैँ इनमें नदीस्नान का धार्मिक माहात्म्य है । प्रथम 
बाद जाने पर नदी स्सयावडी मानी जातीं हैँ ओर अद्कूत-अजपवित्र है स्नानार्थ । बाद 
मे पवित्र बनती है 1 गुजरात में पुष्कर ओर नखी जैसे कुदती सरोवर भी नहीं 
नलसरोवर खारे पानी है । प्रत्येक छोरी नदी में कुंड, चछोटाकुवा होता है ओौर नदी 
मे पानी न हो तब कुडस्नान पवित्र माना जाता है । जूनागद के गिरनार पर्वत के 
पास दामोदर कुड हे जहां शिवरात के दिन नागाबावा कौ जमात पवित्र स्नान 
करती है । बांडिया बोली नेत्र महादेव का पवित्र कुड है ओर भादों में तरणेतर 
का लोकमेला लगता है । सुख्य आघार तो गवि के तालाब ओौर कु्पँका रहता हैँ । 
नावडी के निर्माण के साथ नरनलि कौ कथा जुड़ी हुई है । अडालज की बाव 
अद्‌भुत शिल्पयुक्त बावदहै। 

लेकिन आम लोकवर्ग के लिये मुख्य जल प्राति स्त्रोत तो गँव का कुञँया 
बावडी ही रहा । पीने के लिए पानी भरने जाना, नारी जीवन की दैनदिनी का 
मुख्य कार्य है ओर इसके साथ गागर, रस्सी कओं जुड़ा हु है ओर यही पदार्थो 
का प्रतिकात्मक विनियोग गुजरात के जलाशय संबंधी लोकगीतों में हा रै, 
जिसका सविस्तार जिक्र मैने अगले लेख मे किया है 

इस समूह के जो लोकगीत हैँ उनमें मुग्धता ओर आनंद अभिव्यक्त होते है 1 कन्या 
के विवाहोत्सुक सुग्ध मनोभाव भी इस वर्गं के लोकगीतों में सिलेगे। पत्नी 
विदेशगमन करते पति के पास से जैसे उत्तम वस्त्र ओर आभूषण मांगती है । वैसे 
इन गीतों मं बेदुं यानि घड़ा ओर गागर कौ जोड : घडो अने बेद्ध्‌ मंगावी है 
जलाशय प्रथम मिलन ओर अनुरागजन्म का भी स्थान है। यहो स्वी किसी जन्य 
पुरुष को मिल सकती है 1 “* कथासरित्सागर" ' में ओर भारतीय लोककथा में 
असंख्य कथाजौं नायक-नायिका का प्रथम मिलन जलाशय -पर होता हे | कष्णकथा 
मं भी कालीयमर्दन, वस्त्राहरण अओौर रास के साथ जलाशय संलग्न है, अभिन्न 
रूप से । लयात्मक मुखड़ा अलग होते हैँ इस समूह के गीतों में, गीत कौ सामग्री 
ओर निरूपण एकसा रहता है 1 कहीं मुग्धकर चित्र अंकित होता है - 


2, 
सोना बडुंन रूपा इंटोणी लई हुं तो सरोवर पाणी गईतीरे लोल 
मतो कडु मेल्युं सरोवर पाले ने ईढोली आंबाडलेरेलोलद्ूतौ 
हुं तो ्ठपट फूल लवा वाङीए्‌ खिधावी, चंपानां फूल बीणीलायीरेलो 
फूलडा लई हुं घेर ज जाकी, तनी बनावी फल मालारलालदहं तो 
फनी मालामें वीरने पहेरावी, वीरो बन्सो उल्लासी रे लोल : सोनानं बे 
- सोने च्छी गगरी ओरचांदी को ईदोणी त्रे कर मैंसरवर पानी भरने चली, गगरी 
क्रो सरोवर क्री पाल पर ओर ईदढोली आंवा डाल पर रखी ! मै टपर फूल चूगने 
त्राग वें गई जौर चंपा के पुल चून कर मैने माला बनाई ओर मर वीरजी को 
-पहनाई । पाला पहन कर मेरा भाई उत्तसखित बना | 
पानी भरते भरते सिद्री की बनी गगरी का फूटना स्वाभाविक है। 
कभी नीचे गिरनेसखेतोकभीटकराने से गागर फूटती है ओौरषशेसे फटे हुए, 
नेदवाये बेड के साथ खसुराल जाना समस्या पैदा करता है] 


(३) 

आच्छ आदछां रे बेनी मकरं जढणांरे, 

पाणीडां गई" ती तलाव के जेदु मारं नेदवाणुं रे) 

कुवा कांठेरे कालमींढ ककरी रे, मने वलतां वागी ठस के बहुं मारं 

चचटे बेठारे, के बेनी मारा सासरारे, केम करी घेर हुं जईश के बहुं मारु 
आध्यो ताणीशरे, के बेनी मारो घूमटो रे, घुंघट ताणीने घेर जईख के बहुं मारु 
उमरा वच्चेरे, के बेनी मारा सासुजी, केम करी घरमां जई? बहुं मारु 
पाये पडीने रे, के वली वली विनवी रे, कांड सासुने घरमां जईश बहुं मारु 
सासु पयु रे के परण्ये सां भण्युं रे, गुस्सो गये आसमान बे मारु 

घर पछवाडे रे, के बेनी लीली लीमडी रे, सोटा वाट्या पार जें मारु 
पहेलो सोटोरे, के बेनी मने समसम्योरे, सांभण्यामाने बाप बेद्धुं मारु 
नीजो सोटो रे, के सनी मने समसम्यो रे, सांभण्यां भाई ने भोजाई बेधुं मारु 
त्रीजो सोयोरे, के बेनी मने समसम्योरे, खांभण्यो सैयरु नो साथ लेद्धुं मारु 
चोथो सोयोरे., के बेनी मचे समसभ्यो रे, जीकवडो गये आकाश बेद्धुं मारु 


जगते लेख में हम देख चुके है कि य्ह में प्रताड़ना है यह केवल हास्य-कटाक् क 
लिये ही है | लोकवुंद मे जब राख लेते-लेते ताली के साथ गाया जाता है तब पहले, 
दूसरे, तीसरे डंडे की मार के साथ गति बढती है ओर चेहरे पर हास्य-मजाक कौ 
चमक रहती है, ओर अंतिम ङंडे को मार से मृत्यु होय गया एेसा जौ अंत हे, कह 
करुण नहीं बनता, हास्समजाक का ही विभाव बनेगा, क्योकि ** सोवे'* को लक्षणा 
काम करती है, दोष यें जने पर भी पति का क्रोध ओर भूल का दंड मुग्धावस्थाही 
पत्नी के लिये सह्य नहीं आनंदग्रद होना संभवित ह । 

गीतो में ङंडेकेद्टूटने काकारण अलग-अलग दहोताहे : 

पाणीग्योतांरे, बेनी मारी, तलावनां रे, 


पालेथी लपस्यो पग, लेडा मारां नंदवाणां रे। 
जथवा जाति, ज्ञाति, प्रदेश के परिवर्तन के साथ बोली भी परिवर्तित होगी । जैसे : 
काली रे माटी लाल चंकणी, लहस्यो ने मारो पोग, बेदुं रे मार नंदवासे 


तालाब के किनरे मिह चिकनी होने से पांव फिसल गया ओर गगरी फूट गई | 
यह एक ही घटना है} चिकनी सिद्धी में पावि फिसलने क्री बात जातीदहैतो 
विशिष्ट लक्षणा के आरोपण से श्रुंगारम्रूलक न्स अर्थ भी निकलता है! ओर कोई 
लोकगीत में गगरी दूटने को घटना के आधार से सास-ससुर, जेख-जेठानी आदि 
कौ भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया वर्णित होती है ओर जो स्वभाव का भेद है उसे 
लाक्षणिक ओर कलात्मक रूपसे प्रकट क्ियाजातादहै : 
(४) 

मारी सोना इंढोणी रूपा हल्य, हीरनुं सीचणियुं रे । 

पाणीडां गई *सी स्ीलणियां तलाव, जातां काने जाणी रे। 

कराना, काकरद्ी मत नांर, नंदवाश्ञे मारां बेडलां रे 

मारो सससो चोरानो चोवटियो रे, चारे चोवट करशेरे 

मारी सासुडी जनमती जूटी, जनम जूठा बोलशेरे 

मारे जेठ आजाषादीला मेघ, ञ्ीणां ज्ीणां रसे २े। 

मारी जेठाणी जभ मांयली बीजली, छञे दश चमक रे 

मारो देर दरिया मांयलौ देडको, डरां रां करशेरे 

मारी देराणी मारेली जोड, जोडे जल भरशेरे 

मारी नणदल कटकनी छोडी, चडयां कटे वालश्ञेरे 

मारे नणदोई वाडीमांयलो वशंदरो, वाडीनां फल केडशे रे! 


मै ्लीलणिया तालाब का पानी भरने चली तो कान्हा मुञ्ञे देख गया । मैने कहा : 
` ` कान्हा ककरी मत मारो । मेरी गगरी फूट जायेगी । मेरे ससुर तो सनक -चर्चा 
करने वाले चोवटिया चर्चा खोर पंच है ओर गांव के चौटे पर बैठा हवा पंचायत 
करता हे वह जानबूञ्कर हमारी बातों कौ चर्चा करेगा । ममेरे जेठ उाषाद्‌ के मेघ 
के जेसे हे, लेकिन मेघ भी जैसे सावन में धीरे-धीरे बरसता हैँ वैसे धीमी जवाज 
मे, उग्र हुए चिना, कुक कदेगा, कुक चर्चा करेगा, जिठानी मेरी बिजली जैसी है, 
चमकेगी ओर चार दिशाओं के साथ ऊपर ओर नीचे मिलकर छ दिशाओं में 
हमारी जात प्रकाश में लायेगी, मेरा देवर तो मेंढक जैसा है ओर इाडं-ङ्ाउं करके 
हमारी बातत, हमारा संबंध प्रगट कर देगा । देवरानी तो मेरी ससी हे, जो साथदेगी 
मुज्ञ पानी भरने में मेरी ननद तो कटक की घोड़ी जैसी है जो कोई भीवैरनया 
जात काडथार नहीं रखती, सुञ्च पर उसे ऋोधदहे, बेर दै, सबको हमारे गुप्त संबंध 
क बात जताकर वह अपना पुराना बैर लेगी! ओर मेरी ननद का पति कौ नाग 
के लंदर जेसा दहे ओर बंदर कौ तो प्रकृति ही है नये कच्चे-पक्के -फल कनो व्युक्ष से 
उजाड़ना2'' 

अत्यंत सौष्ठव युक्त ~ कलात्मक लोकगीत है। देसे सुदुद् आक्रतिबद्ध लोकगीत 


लोकसंपदा कौ उत्तम राशि है। यहां संदर्भ कृष्णकथा का दही है ओर आन्य की 
४८ रगायन 


व्याहता गोपी या राधा इस लोकगीत को नायिका है 1 लेकिन यर्हौँ ससुराल यें रहती 
वधू कौ ससुराल के विविध संबंधित व्यक्तियों के बरे मेंजो विभावना डे ओर सासु, 
ससुर, जे, जेठानी, देवर, देवरानी, ननद, ननदोई आदि की स्वाभाविक वैचित्र्य 
ओर लाक्षणिकता दहै इसका मार्मिक वित्र मिलता है! ओर अंतिम पंक्ति तो तब पूरी 
समञ्च में जाती दै, जब ओर जो, हम ध्यान में रखें कि लिखित ओर मौखिक परपरा 
मरे नवयौवना को देह को फलती-पूलती बाड़ी का रूपक दिया जाता है ओर 
नवागत यौवन का स्तन-विकास फल के रूपक द्वारा निरूपित होता है । * सेदेवंत- 
सावलििंगा ` मे सावलिंगा सावलिंगा क्छो कहती है : 
काची कलियुं म चोड! काचा आंबा ते मारा शामना। 
अर्थात्‌ “हे प्रेमी! मेरे विकसित नवयुवा देह को तुम भोगलोलुप ददृष्टिसे देखते हो 
लेकिन ध्यान में रखो, जभीतो मै बालिका दू किशोरी दहूं। कच्ची कली, ओौर 
स्रवृक् के जेसे मेरी देह पर फलस्वरूप जो स्तन है वे मेरे भविष्य के पति, मेरे 
श्याम के दे। 
यहीं ननदोई क प्रति निर्देश है, जो व्यंजित है - 
मेरी गुप्त बात जान कर मेरे देहावसव को भोग लोलुप दृष्टि से देखने वाला, सुद्धे 
दन्राकर अपनी वासना तुप्त करने का प्रयास करेगा] 
“बेड मारु नंदवासुं ' का एक लाक्षणिक अर्थ नीति कौ रेखा का उल्लंघन भी रहै 
“ पालेथी लपस्यो पग ' यानि * तालाब के पाल की चिकनी मारी में फिसलता पैर 
भी मर्खादालोप को व्यंजित करताडहै। जो भी लोकगीत है इने, इसमें दो भिन्न 
प्रकार या भिन्न उपविभाग है} पहले प्रकार में गगरी फूटने का अभिधामरूलक 
अनर्थ हे जौर इनमें एक ओर नवकुलवशधू के संसारजीवन के आरंभ का चित्रण 
हे । कन्याकाल में जिसने जिम्मेवारी के साथ गृहकार्य नहीं किया है, उसे प्रारंभ 
मे जेसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ओर परिणाम को भुगतना पडता 
हे, इस स्थिति का चित्रण है ओर इस में एक प्रकार की सहजता “*लाईटनेसख °” 
मजाक ओौर माधुर्य है दूसरा जो अर्थ है उसमें पूर्वराग भी दहे ओर कहीं नव 
संप्कजन्य अन्य काम बनने कौ संभावना भी है जिसे जगे देखेमे | 
जलाशय के किनारे वधू को मायके काकोई परिचित व्यक्ति मिले ओर ओपचारिक 
बातचीत करे तो बात का बतंगड हो जाता है ओर शंकाग्रस्त ओर तनावभरी 
जिन्दगी से छूटने के लिये वधू को आत्महत्या भी करनी पडती है इस तरह की 
घटित किसीघटना के आधार पर “बहुए वगोव्यां मोरां खोरडां ` जेसी करुणान्तिका 
लनती दहै : 
गाममां सासरियुं ने गाममां पियरियुं, दीकरी कहेजो सुख दु: तरनी वातं = 
कवला सासरियामां जीवतु रे लोले 
सुखना वारा तो माता वही गया, दुः्खनां उग्यां छेजीणां इ्ाडजो कवला 
पछूवाडे उभी नंणंदी सांभले रे लोल, वहु करे छे जआपणां धरनी वात जौ बहुए 
वगोव्यां मोरां खोरडांरे लोल) 


नंणंदीएर सासुने संभलाचियें रे, वहु कर छे आपणां धरा वात जी वहुए्‌ कगाव्यां 

मौर खारडां रे लोल) 

सासुए लई जेठने संभलाव्युं रे लोल, वहु करे छे जआपणां धरनी वात जो, वहूुए 

-जेटे जई परण्याने संभलावियुं लोल, 

त्यांथी सवत घोड़ो खडियो रे लोल, जई पहौँच्यो नगर मोजार जो, दटेहाठेते 

स्योडा खेडियो रे लोल, मल्यो छ कई सोनल खार जो - वहुए 

त्या॑थी रावत श्ोडो रेडियो रे लोल आवी पोँच्या पोताने घेर जो- वहुएे 

वारी घुंटीने भर्या वारकारे, लोल, पीञो छो के वाटं तमाररू नाक जो- हुए 

जवलां फरी गोरी पी गयां रे लोल, ओरडासां ताणीने लावी सोड जो - वहुए। 
गांव सें ही मायका ओर ससुराल था। माताने एक दिन पुत्री खे सुखदुःख कौ 
लाते पृष्छीं । पुत्री ने कहा : “सुख के दिन गये, जब तो दुःख के ्ाड (चृक्ष) उगे 
ह जीवन यें जर कवले (कुत्सित) सास्रे में-जी रही हू ।' यह बात ननद सुन 
गई । उसने अपनी माता से कहा कि भाभी हमारे बडे घराने को बुराई करती हे। 
माता ने यह बात बहु के जेठ से, अपने बड बेटे से कहीं । उसने अपने छ्येटे भाई 
से कहा, “तेरी बहू हमरे घर की बुराई करती है 1 पतिनेपली से कलहाः *आबहम 
यहां जिन्दा नदीं रह सकते । तुम्हे र्या सुञ्चे मर जाना चाहिये ' पली ने कहा: ˆ आप 
च्त्यो मरे 2 मै मरूगी ।` पतिने अर्ध सेर अषफीमस्ोलकरदिया ओर इसमे पावसेर 
सुमलखार (सोमलन्छ्चेर) सिलाया ओौर कहा: *गोरी तुम पी, वर्ना मैं पीकर 
मर जाऊंगा ' पली ने जहर का कटोरा ले लिया । स्पष्ट है कि यह दु ःखद सामाजिक 
घटना पर किसी अक्लात लोककवि की प्रसिद्ध रचना है। एेसी कोई सामाजिक 
स्टना बनने पर ओर युद्ध, आंधी महामारी जैसी आपत्ति आने पर कथासंदर्भ वाले 
कथागीत की, रचना होती थी ओर भरथरी या अन्य ठेसे परंपरागत कलाकार के 
माध्यम से पेसी करूण लोकगीत को रचना परपरा में जती थी । एेसी घटना पर 
उनाधारित कथां ओर विशेष रूप से करुण होती थी अर एेसे लोक गीत ही 
त्नोकद्ष्टि को खोलने के, आात्मदर्शन ओर व्यवहार सुधार के निमित्तबनते थे। 


गुर्जरी ओर मुस्लिम बादशाह की घटना नारीशक्ति कौ द्योतक है ओर वर्षो तक 
गुजरात-राजस्थान मैं गूर्जरी कौ कथा पर आधारित गीत, संवादगीत, रासं ओर 
लोकनादट्यों ने प्रेरणा के अजम्रृत का पान कराया । मुस्लिम बादशाह के उपस्थित 
होने के कारण संदर ओर जवान स्त्रीयो पर बाहर जाने को पाबंदी लगाई गई थी, 
परन्तु गुर्जरी अत्यंत तेजस्वी ओर स्वाभिमानी थी 1 किसने पाबंदी का विरोध 
किया। 'हम खुद समर्थ हे, दुद दहै, तो बादशाह से डर कर, चिपकर रहने कौ 
या जरूरत?" गुर्जरी दूध बेचने गई । कामांध बादशाह ने उसे लंदी बनाया) 
अनेक प्रलोभन दिये परन्तु गूर्जरी न मानी ओर सतीत्व में अटल रही। इस 
कथावस्तु के आधार पर गुजराती भाषा में अनेक रचनाएँ दै! इख घटना पर 
उनाचारित जलाशय खंबंधी लोकगीत भीदहै। 


सोना इंढोली रूपी जेढलनुं , मीठा पाणीडां जाय गुर्जरी । 


० रेगणायन 


योरे बेटेल तेनो सासररो वारे, मीखा पाणीडां जाय गुर्जरी 
तमारा वार्या नहीं वल्नुं, -मारे जई जोवी बजार गुर्जरी 1 
म्रायीए्‌ बेल सासु कार, मीठा पाणी न जाव गुर्जरी! 
वागशाही बादशाह हेटे उतर्या, तारू मुखर देर्राड गुर्जरी । 
म्बारं मुख देखाडलञे चांदो सूरज, सोना इंदोली रूपा बेढलत्तुं 1 
मीठा पाणीडां जाय गुजरी! 
सोने का बीड़ा जर चांदी की गागर लेकर गुर्जरी पानी भरने चली, द्वार पर बैठे 
हुए ससुर ने मना किया गुर्जरी बोली : *आजआपके कहने से मै नहीं रुकनेवाली, नँ 
ल्ाजार देखृंगी ` माची पर खेटी सासु ने रोका, लेकिन गुर्जरी नहीं मानी । बादशाह 
ने गुर्जरी को देखा ओर कहा, “ घंघट उठा ओर तेरा मुखर दिया ! * गुर्जरी बोली : 
° चन्द्र ओर सूरज देख लेना, मेरा मुख कैसा है, ख्याल आ जायेगा 1 
पानी भरकर वापिस ानेमेदेरकरनेपर भी बहू को मुखीबत कका सामना करना पडता 
हे! उस पर शंका की जाती है ओर परिणाम जो कन्या होय तो कुछ नर्ही 
(7) 
सरसी ने सहियारे पाणीलां संचरी रे, पहेतुं ते बेड रमजम लाचविया रे, 
जीजे ते बेडेरे वारो लागियो रे, जआवडीने वासो चे बेनने केम लागी रे? 
हम उग्र सियो के साथ पानी भरने गई ओर पहली गगर इटपट भरकर 
ते जई 1 दूसरी भरने में देर लगी, परा, “बहना क्यों देर हुई 1* बोली हाथपग 
धोने लगी इसलिए पानी भरने कौ बारी बाद में आयी । मेरी खसख्ियों से पचना ।' 
जवाब मिला तुम्हारी सखी तो जनम जूटी है!' एठेसा सुनते ही उसे इतना दुःख 
हआ कि पहुंची चाचा की बाड़ी में। इस में जहरीले पौघेथेसोनेकौी खुर्पीं से 
खोद कर जहरीला पौधा निकाला! गन्ने के साथ जहर पिया 1 रेशम के रूमाल से 
जहर छाना । पहले प्याले से कुछ न हु) दूसरा पिया, तीसरा पीते ही शरीर 
कांपने लगा, चौथा तेते विष का असर हु, पांचवे पर मर गई! चंदन काष्टमें 
चिता जलाई गड । 
-शंका सहन करना कितना दुष्कर ! ठेसी घटना घटने पर बावडी भी विजोगण 
बावडी कही जायगी । कीं यही स्टक्रर पूरा गये रास भी बनता डे) 


(8. 


-पाणीडां ग्याता विजोगण कावना, हाथपग धोयां, मुखडां धोयां 
नेणले निर्मल निरख्यां नीर होजी ! 
सासरो कहे आरखलीवार बहु शीद लागी? हाथपग धोयां, मुखडडां घौरः नेणले 


इस तरह जेठ, देवर ओर पति पृते है : 
"देर क्यो इई 2 * वह कंडे गी : “ हाथपग योये, सुखडे धये, 


नेणक्ों निररवे निरमल नीर होजी!' 


५९ 


करीं कोई दूसरी आपत्ति भी आती है । देसी कोई सामाजिक घटना घ्रती है ओर 
जीजुडी पर एेसा लोकगीत रासरूप में गाया जाता हैः 


(9. 
सातसात बेडां जीजी वहु धनके भरी आाव्यां जौ, 
जआठमा बेडे वारू लागी रे जीलुडी बामण 
हाथे नथी धोया जीजी वहु, पगे नथी धोया जो 
जआवलडी वारे क्यां लागी रे जीजी बामण 
तलावनी पाले वाणीडो वांखडी वगाडे जो 
ठरे वांसडीए मनडां मोहयां रे, जजूडी बामण । 
खात खात ज्ञटका जीजी वह अबोडामां ्ील्याजो 
आमे ज्लटरकेरे प्राण छंडया रे जजूडी बामण । 
सात सात सोडयुं जीजीवहुने वाणीडो रे लावे जौ 
आठमी जोडयुं परण्यो लावे रे जजूडी बामण 
सात सात फेरा जीजीवहुने वाणियो फरे जो 
आजटठमो फरो परण्यो फरे रे जीजूडी लामण 
तलावनी पाले वाणियो पोके पोके राव जो, 
परण्यो रूतेरे धरनी लार रे जीजूडी लामण 
अगन मुकीने वाणियो, टादीषएेनी ठरे जो 
रख्या उडी ने माया तूटी रे जीजूडी बामण 


स्पष्ट रूप से यह गीत जीजी नामक किसी ब्राहमण स्त्री के अनुराग के दुःखदं 
अंत का निरूपण करता है1 जीजी का व्याह हुआ है। लग्न पूर्वं जअथवा लग्न 
पश्चात्‌ उसे किसी बनिये के साथ प्रेम है। जलाशय मिलन स्थान दै प्रेमियों का 
पानी भर कर वापिस आने यें देर लगने से गुप्त संबंधप्रकटहो गया! गीतके लोलं 
से प्रकट होता है कि जीजी का पति खुद अथवा दूसरा कोई पीछे गया ओौर 
गुससंंघ प्रकट हो गया ओर जीजीवाई के माथे पर शस्त्रप्रहार हुजा ओर वह मर 
गई । इस घटना के बाद जीजी के पति ओर प्रेमी पर जो असर पडा, उसका वर्णन 
मार्मिक रूप से गीत में निरूपित कियागया है) विशेष ध्यान में लेने जेसी बात 
पर यह है कि व्प्रहमण जैसे उच्च सामाजिक स्तर की व्याहता का विवाहोपरान्त 
अवैध संबंघ होते ए भी, गीत में कहीं भी, जीजीनाई के प्रति कोई रोष नीं है । 
क्या कारण हो सकता है> सामान्यतया एेसे अवैध संबंध के प्रति सामाजिक 
प्रकोप ही प्रतिक्रिया का रूप दहै, जो यहां नदीं । क्यो? उत्तरदहैस्त्रीदही स्त्री कौ 
सामाजिक ओर मनोवैज्ञानिक परिस्थिति समञ्ती दे, ओर इसी दुष्टिसे दही न्याय 
करती है 1 पाकरृतिकं न्यास अजगर पूर्वसागदहो तो सामाजिक दुष्ट ओर नैतिक परंपरा 
कुच भी हो, उखका उत्कट सामर्थ्य ओर सत्ता को स्त्री-पानस ही जानतादै । ओर 
यह संबंध पूर्वराग कान हो ओौर'विकाह के बाद बंधा हुजा विवाहेतर संहो 
तो भी स्त्री-मानस उसको जदम्यता ओर सखाहसिकता का कारण समञ्चता दै, 
यणा नहीं, न्याय करता हे । विवाहोत्तर संबंध के पीके कुक मानसिक ओर कुछ 
शारीरिक परिस्थिति जिम्मेदार होती है ओर जाम स्त्री मानस इसे यथार्थं ओर 


५२ रगायन 


साहसिक रूप मे समज्ञक्क्रर, एसी परिस्थिति ओर घ्टनाको सामालिकतासेहट 
कर भी, साहसिक न्याय देती दै) 
विवाहेतर संबंध के सामाजिक, शारीरिक ओर मनोवैक्लानिक् कारणो को समञ्यने 
क लिए ठेसे जलाशय संबंधित लोकगीत सहायक ओर मार्गदर्शक दहै! कोई भी 
स्त्री जपने संसार में जाग लगाना नहीं चाहती हयो सके उस हद तक व्याहता 
एकनिष्ठा, संयम, सतीत्व से नहीं हरटती, अपने जाप के सामने खंघर्घ करती है । 
मन को मारती है परन्तु कभी-कभी पूर्वानुराग प्रबलतम होता है) साम्प्रत संसार 
ओर निजी दाम्पत्य ही शुष्क, निरूत्साही, शंकाशील होता है कि स्ीको खुद से 
ही लङकर, हठकर पूर्वराग कायातो विवाह पात्‌ चिवाहोत्तर संबंध का जआधार 
तेना पड़ता है । ठेसी परिस्थिति में स्जीके समाज कौ सृक््म ओर प्रच्छ अथवा 
प्रकट सहानुभूति स्त्रीक ग्रतिद्टी रहती दै, लोकगीतों में यह सुस्पष्ट ओर वाच्य 
है । लेकिन कोई लोभ-लालच, अनियंत्रित वासना के कारणं अगर च्कोई स्त्री 
विवाहोत्तर संबंध रख्रती है, तो यह घयुण्य ओर निंदनीय है । यह भी लोकगीर्तो यें 
प्रगट ओौर स्पष्टरू्पसेद्ै। 
(10) 

ना पाणी ग्यां"ता जम वीजल मांयरे, राशन पूगे, मारो घड्धूलो न डूबे करवाने 

कांटे वहाण्यांवायां रे- आ पाणी ग्या*ता 

हरता ने फरता चार खाधघुडा रे जया, बाई ! अपने जलपाणी पावरे ! पाणी । 

चीर फाडीने मे तो पडलो जुङाडयो, खाधुडांने जलपाणी पायां रे! पाणी । 

बद्धुं भरीने वहुवर घेर रे जाव्यां, सासुजी पूवा लाग्यां रे! आ पाणी । 

घंटी ताणो तो वहु घरमां रे पेसो, ज्ञांपे ज्मुपडी बनावो रे! जा पाणी । 

घंटी ताणुंना तारा घ्रमां न पेसु, ह्यपि ज्लुपडी बनावोरे! ज पाणीं। 

हाथमां छे पोटलुं ने बगलमां छोकरं, लीधी मीयरिपानी वाररे! आ पाणी) 

पहले मनामणे ससरोजी आया, वलो वहुवारु यैररे। आ पाणी 

तमारी ते वाणी ससरा नर्हीं वलं रे, सासुजीनां कडवां बोल रे! ज पाणी) 

वीजा भनाभण जेडजी आया, वलो वहुवारूः धैर रे । 

तमारी तो वाणी जेखजी नहीं वलनं रे, मातानां कडवेलां बोल रे 1 आ पाणी । 

छेल्ले मनामणे परणोजी आव्या, वलौ गोरंदे घेर रे! 

परण्याना हाथमां लेवड राश्य रे, एेना चाबरव्रा लगाव्या बे चाररे! 

चालखे पालां वल्यां रे ! आ पाणी ग्या^्ता। 
ˆ“पनिकारी ओर साधघु"` के संदर्भ वाले जो लोकगीत क्छी विविध रचनाएं है, वे 
विशिष्ट अध्ययन योग्य है। यहां व्याहता के अन्य पुरुष के संपर्क का सिन्न- 
विभिन्न परिणाम देरने मे जातेहे! एसे गीतों के पीके भी कोई न कोई वास्तविक 
घ्टनाही निहित दहै! इस वर्ग के जो विविध लोकगीत रै, इनमें घरना-संदर्भं इस 
प्रकार के मिलते : 
(1) भाभी ओर नंनद पानी भरने जाती है, साघु मिलता है, ननंद साधु के साथ 


५५२ 


भाग जाती है ओर ससुरालवाले मानते हैँ कि बहू ने ही ननंद को प्रेरणा 
देकर अपने मन गुप्त डंख प्रकट किया ओौर ससुराल को जपयश का भाजन 
बनाया | 

(2) किसी साधु को पानी पिलाने से बहू पर ससुराल मे शंका की जाती है। 
निर्दोष बहू पर आ्षेप-शंका। 

(3) पति से असंतुष्ट ओर ससुराल से जस्त पनिहारी काकिसी साधु के साथ 
भाग जाना। 

(4) ज्ञानवश, वैराग्यवश, शुद्ध धर्मबुद्धि से साधु कंठीधारक स्त्री पर ससुराल 
ओर पति का नाराजगी । स्री का अंतर से वैरागी हो जाना! संसार में 
विषय-वासनामें रूचिन हो ओर अधिकारी का अपना गुरु बनाने से 
दाम्पत्य संघर्षं | 

साधु ओर सुंदरी के विविध लोकगीतों मे जलाशय मुख्य मिलन निमित्त ओौर 

स्थान हे । हमारी सामाजिक पद्धति दही इस तरह की रही जिसमें व्याहता का पराये 

पुरुष से संपक न हौ सके । जलाशय एेसा स्थान है जहां यह संपर्क संभव दै, 
लोककथा में भी नायक-नायिका का मिलन मंदिर या जलाशय यें होता है) 
जोशी, दौशीयानी कपड़े का व्यापारी, मणियार साधु, ब्राहुमणबटुक अथवा पुरोहित 
एेसे व्यवसायिक हैँ जो स्त्रीवर्ग का संपर्क कर सकते हैँ! इसलिये लोककथामें 
प्रेमी नायक एेसा कोई भेस बदलकर नायिका से संपर्क करता है। जलाशय स्थान 
एेसादहेजोगांवसे दूर भी होता है ओर एकांत मिलता है ! प्रियतमा ओर परकीया 
जल भरने के बहाने मिलती है 1 इसलिये लोकगीत, प्रेमकथा, कामकथा जादिमें 
जलाशय, मदिर ओर उद्यान जैसे स्थल विशेष सिलन- स्थान रखते है । कभी- 
कभी स्त्री काकोई दोष नहीं होनेपर भी शंका के कारण घरबार ओर संसार का 
त्याग करना पडता हे! 
(11) 

राश ना पहोचे, मारो घड्ूलियो ना डूबे, साल्ल संघाडी में तो पाणीडां काढटयां 

हरता-फरता बे साधु जाव्या। “बेन जमने पाणीडां पाव रे) कान हरि केम 

रमीए> कंडी बंधावो तो पाणी पी! कान हरि केम रमीए2' 

कंडी बंधावी में तो पाणीडां पायां : “लो भाई साधु पी रे । "कानहरि ' 

कंडी ना छोद्धुं घरमां ना पेसु, वाडामां जुवारा बांध रे!" कानहरि 

अर्थात्‌ ~ कुषं में रस्सी पहु चती नहीं थी, गगरी पानी में डूबती नहीं थी तो मैने 

रस्सी के साथ मेरी साड़ी बांध दी ओौर पानी निकाला दो साधु घूमते-घूमते कुणँ 

पर जये ओर बोले : *बहन हमें पानी पिलाओं' मैने पानी दिया तो वे बोले - 
कंठी बेधवाजगी तो हम पानी पीेगे । “मैने कंठी बंधवाई । साधुं को पानी 
पिलाया 1 मै घर वापिस आयी ओर ननंद से कहा } * बहन } मेरे सर पर से गागर 
उतारो !* ननद बोली गागर नीचे पटक दो ओर फिर दूसरे घडे को ! घर सें प्रवेश 
करना चाहती हौ तो कंठी छोड़कर आओ !' (मैने काः) * कंठी नहीं छोड्ंगी ' 


(घ्र मेँ जने नदीदो तो) यैं बाड मये ज्वार क लदट्टे से ज्ोपंडी बनाऊगी ओर 
उखे रहूगी।' 

कभी कोई स्त्री मोहवश भी साघु के साथ चली जाती है! एक लोकगीत मे 
कमला तरक्रारी बेचने सूरत शहर के बाजार में गई । रास्ते में उसे साघु मिला) 
मोहवश कमला साघु के साथ भाग गई} इसी तरह सादु के साथ भाग जानेवाली 
स्नीओंके विषय परजो लोकगीत मिलते दहै इन के अध्ययन से प्रतीतहोताडै क्कि 
कोई विशिष्ट परिस्थिति ओौर मनोदशा के कारण ही व्याहता घरवार ओर खंसार 
क्रात्साग करती दहै) यहीं वैराग्य भीहटोतादहै) स्त्री को संसार संबंध में कोई रस 
ओर विशेष अभिरूचि नहीं होती ओर पुरुष अतिकापुक ओर विलासी होता डे! 
इस कारण से दाम्पत्य संघर्ष होता है! संन्यासम्रन्थि, गृरुग्रर्थि या कोई खास 
सम्प्रदायग्रन्थि सें से टेसे दाम्पत्यसंघर्ष पैदादहोतादहै। स्त्री के सन भक्ति, वैराग्य 
र गुरुश्रध्धाभक्ि बहुमूल्य होता है! एठेसी व्याहता के लिये वैराग्य खहजसिद्ध 
होतादै) गुरू के पास दीक्षा लेने के बाद कह पति के खाथ देहसंब भी रखना 
वर्ज्य समञ्जती है! एेसी स्थिति में पति के खन में -पली अन्य काम होने की शंकरा 
जन्म लेती है ओौर वह पली कौ प्रत्येक गतिविधि पर शंका की नजर से देरखता है । 
देसा जसाधारण ओौर अदत सृक्ष्म दाम्पत्य संघर्ष राजस्थान, कच्छ, गुजरात जौर 
सौर मे प्रचलित रूपादि-मालदेकीकथामेंरहै 1 दीक्षा के-बाद देहसंबंयदहोनेका 
अधिगम प्रतीक कारूपलेता है) रूपांदे पति के साथ सोते समय बीच में .खुल्त्ली 
तलवार रखती दै 1 गुरु के वाचक आने पर रूपांदे बीज के पाट की उपासना में 
जाती है। पति पीच्ा करता है! बाद में पतति को पली की भक्ि^साधना ओर 
सतीत्व की प्रतीति होती है ओर वह भी साधक संत बनता है। 


जलाशयी साधु-सुंदरी मिलन मेंएेखी वैराग्य की भूमिका नहीं है) विशेष रूप से 
तो अकारण शंका, लोकापवाद के कारण ही लाचार स्त्रीको संसार-त्याग करना 
पडता दै । 
१.12) 

सोना ईदोली, रूपला बेडलानी हेल्य, पाणीडां ग्या" तां सरोचरपाल 

सामा मल्या के साधु लेन्यार “चालो साधुजी ! आपणा घेर्‌ः 

चेद्ध मल्युं सरोवर पाल, इदटोणी वलगाडी आांबाडाल 

' ल्यो ल्यो साधुडानो करशो दील, सासु जवी तो देशे गाल । 

व्रई रे पडोशण बेन करू, सासु जकेतोवातनो कर 

तने जापुं मारा हैडानो हार, तने आजापुं मारा कान ज्ञाल्य' 

*हैयानो हार तारा हैडे सोहाय, काननी ज्ाल्य मारि अति घ्णी' 

सासुजी जाव्यां  खडक्तौ मरही; दोडी पाडोशण वात करवा गई । 

"सरवण सरवाण तुं मारो पुत्र}! जा धरम घेलङीने कादी रे मूक !' 

` भाई रे गोवाली, तुं मारो वीर, देराड्य चन केरी वाटली !' 

नाना रूखडदेवे भूख्या रे थाच, मोखा रूखडदेव तरस्या थाय। 

खालां सरोवर छलक्छो जाय्‌, वाक्या आंबे ऊल णां छाय 


५५ 


नाना रूसखडदेव पल रे खाय, मोटा रूखडदेव पाणी पीए। 
सासु रे जुए पारणा मही, पुत्र चिना पारणां गमे नहीं । 
सासुजी जुए आररेडा महीं । वहु विना आओरडा गमे नहीं । 
'सरक्ण सरवण ! तुं मारो पुत्र, घरमघेलडीने तेडी रे लाल्य 1 
“ सासुजी उदी माताजी धाय, तोय नहीं जातुं तमार घेर !' 


सोने का इंढली बीड़ा ओर चांदी कौ गगरी लेकर बह सरोवर पानी भरने चली । 
साम्ने दो-चार साधु आये तो कहा: “साधुजी! आप मेरे घर पधारो1' गगरी 
सरोवरपाल पर ओर बीड़ा इंढोली आम्रवृक्ष की डाल पर रसा ओर साधुं से 
कहा “विलंब नहीं करना, मेरी सास जा जायेगी ओर देख लेगी तो गाली देगी ' 
(साधु घर पर आये, स्वागत कर के विदा किया, पड़ोसन साधुं को देख गई 
थी उसे मनाने के लिय कहाः (“मेरी बहन पड़ोसन ! मेरीसाधु जाये तब मत 
कहना (कि मेरे घर साघु जाये थे) मैतुञ्ेमेरेहैयाकाहार दूगी। कान की ज्ञाल 
दुगी ! (प्डोसन ने कहा) “मेरा हार मेरे हदय पर शोभतादहै ओर मेरे पास बहुत 
कान कौ आले है" (इतने मै) सासु घरमे दाखिल हुई । पडोखन दौड़ती हुई 
चुगली करने गई । (सासु ने जपने पुत्र से कहा) “श्रवण! श्रवण! तुंतो मेरा बेटा 

। धर्ममुग्ध तेरी पली को घर से बाहर निकाल दे! (वधू गृह से निकल पडी, उसे 
रास्ते में ग्वाला मिला, उससे कहा: * भैया, गोपाल, तूं तो मेरा वीर दहै, सुञ्धेवन का 
रास्तादिखा दो" (ग्वालेनेकहाः >) “तेरे बाई ओरजो पर्वतदहै उसे छोड दे ओौर 
दाई आर जो पर्वत है-उस ओर-चली जा (वधू वन में -चली गई बाद में उसके 
ससुराल में छोरे रूखडदेव भूख से ओर प्यास से पीडति हुए, जो सरोवर खाली 
होता हे वही छलक उठता है ओर निःसंतान के ध्र के आस्रवुक् ही विशेष फ़ल 
देते हैँ । सासु ने पलने में देखा । पुत्र-विहिन चलना उसे अच्छा न लगा ! सासुजी 
कमरे मे गई 1 बहू के बिना कमरा अच्छा नहीं लगा। (उसने पुत्र से कलहाः) 
श्रवण ! श्रवण! तुं तो मेरा बेटा! घर्म-मुग्धाको ले जाना।!* (पुत्रनमें गया पली 
कोलेनेतो पलीने-उसे कहा: ) “गेरी सासुजी मेरी माताजी बनेगी तो भी मैं अब 
तुम्हारे घ्र वापस नहीं जागी 1 


(13) 
अमे सरोवरे पाणी ग्यान्तां रे मरथे सरीखे, पाले वणद्ञारा नो बेटा रे! मरघे 
पीरये एेणे कांँकरी नाखी रे, मरघे सरीखे , दं तो खाली बेडे जवी रे !- '*- 
बईजी बेडलिया उतरावो रे, मरे सरीखे, वहु भर्या च्यांथी ठाला रे !- '*- 
पिरय एेरे कांकरी नांखी रे, मरघे सरीखे, मारी सोना गागर नांदी रे !- 
वह वणञ्चासने जाजो रे, मरघे सरीखे, बईजी जाश तो शुं थासे रे !- **- 
अमे घडं गोरडिया खाशुं रे, मरघे सरीर, अमे गोल मारलिया खाऊ सश रे !- ` '- 
अमे ज्ञा ज्लोरयुंना खाशुं रे, मरघे सरीर, अमे धोली -पकेडी दशं रे !- ` *- 
अमे रेगल धोको लेशुं रे, मरघे सरीखे, अमे जआगला पोठीए बसस रे1- '*- 
अमेदहो तो करतां जाश रे, मरघे सरीखे, 


ग्नृग, जेसे हम सरोवर का पानी भरने चलत, सरोवर कौ पाल पर जणञ्ञासयाकाब्ेटा 


(* -रंगाराम 


तेटा था} उसने कंकर मारी मैं खाली फूटी गागर लेके वापस आयी सासुजी ने 
कहा: “गगरी उतराना }* (सासु बोली) “बहू गगरी खाली कहां से भरी }* (बहू 
ने कहाः) 'पीट्ये बंजरे के बेटेने ककरी मारी ओर मेरी सौनेकी गगरी षाड 
डाली !* (सासु ने काः) “बहू बनजारे के साथ चली जा) (वह वोलीः) 

' सासुजी ! अगर मै बनजारे के साथ जाऊंगी तो गोरडीए (उच्च किस्म की) गे 
खैयेगे, मटकी का गुड खा्येगे, ज्ञोरयुं (उत्तम भख) का्यी खारयेगे ! धोली 
पकेडी (उत्तम धेत वस्त्र) पहर्नेगे हाथमे रगीन धोका रर्ेगे, अगली पोटी पर 
बेटेगे ओरदहोदहो करते जायेगे!' 

य्ह शंका के ्रत्युत्तर यें बह का साहसिक मजाक हे! यही लोकगीत ककीदेन दैः 
साहसिक मुक्त हास्य- व्यंग्य, वास्तविक मजाक । यहीं बनजारे के जीवन का 
वित्र मिलता है खाथ मे एक गरीब किसान के मुकाबले बनजारे कितने समृद्ध 
ओर सुखी है, इस का मार्मिक वित्र मिलता है! यहीं सृक्ष्म कटाश् निहित हैं। 
कितने ओर कैसे जल्प साधन में ग्रामवनिता बहू के रूपमे पूरे सुख-संतोष क 
साथ अपना जीवन ओर उत्तरदायित्व निभाती है? प्छिर भी सास, उसको नजर 
अंदाज करके छेडछाड करने वाले के साथ चले जाने को कहें तो उसे दुसरा जवाब 
भी क्यादे>? एेसे, गीत, सुक्ष्म उपहास दही मानसिक तंगदशा ओर स्तदा के 
मुक्तिमार्ग है, उपचार है । लोकगीत, इस दृष्टि से जाम लोगों का केथरसीस-उर्मिका, 

भाव संवेदन का शुद्धीकरण, रूपान्तरण, ऊर्ध्वीकरण ओर विवेचन करता हे। 


बनजारा लोकगीत का विशिष्ट पात्र दहै! ठेसाकौन-खाकारण दै कि बनजारा ओर 
मणियारा लोकगीतों में बार-बार आते हैँ? यही एेसे पात्र हैँ, व्यावसायिक हैँ 
जिन्हं स्त्रीयो का संपर्क सहता था, क्सादह्ी कारण है? अनेक रास के लयात्मक 
मुखड ओर ध्ुवपंक्ति में बन दिसखाई पडेगा । गठरी लेकर गांव-गांव घूमता ओर 
विविध प्रकार को चीज-वस्तुएं लाने वाला सुखमरद्ध बनजारा ग्रामवनिता के रस- 
ओौत्सुक्य का भाजन है जर कहीं-कहीं युवा लनजारे के प्रेमविवश कोई ग्राम 
कन्या या कोई व्याहता गोव छोडकर भाग जाये, एेसी अपवादरूप घटना बनती 
रहती होगी ओर बनजारे के साथ अनुराग-निबन्ध किसी युवती का गुप्तप्रेम 
प्रकाश में आते दही गांव में चर्या चलती रहती होगी ओर देसी घटना पर दही 
कथाश्रयी यानी घटनाजाधारित लोकगीत रास के रूपमे गाये जाते होगे । लोकगीत 
मे विशेष संख्या तो नारिओों के वस््राभूषण कोष्ेषणामेसे दही ने हैँ! पति 
विदेश जाता है तो पली वस्त्राभूषण मंगाती है । विवाह या मामेरू में जो वस्त्राभुषण 
आते हैँ गौना होता है, वहां भी वस्काभूषण के गीत गाये जाते हैँ 1 जेसी श्ंगासेपयोगी 
चीजवस्तुजों का संबंध भी बनजारा के साथ । ग्राम प्रदेश मे स्थायी दुकान नहीं 
थी । अतः मेला के खमय, विविध तिथियों ओर उत्सवों के समय मेलामे से 
चीजवस्तु मिलती थी) ओर कोई बनजारे का छ्युण्ड गांव से गुजरता था ओर 
बनजारे गांव के सिवान में-डेरा डालते थे तब भीजेखी श्यंगारोपयोगी सामग्री ओर 
वस्त्राभूषण मिलने का, देखने का अवसर मिलता रहता था । इसी कारण से भी 
अनेक लोकगीतों में, विशेषतः रास के रूप में गाये जाते गीतों में बनजारे का 


“९७ 


उल्लेख आता है । गीत के मुखड ओर धुवपंडित मरे भी बनजारा हाजिर रहता दे। 
(१८) 
एेसे बनजारे के ज्ुण्ड का ओर ग्रामवनिता के अनुराग का लोकगीत : 


दूर ते देशथी चण््लारो आवियो, आवीने उतयो शीला वड डेट रे! 
नंणंद-भोजाई बेडं पाणीडां ग्या "तुं, वणजारो हाट बिदाई रियो रे! 
“क्रो रे वणज्ञारया नायक, चूडलीनां म्रूल ! भरभर हो, सुंदर बांय पहेरीञ रे! 
° मारे नथी तेवा गोरी, तारां चूडलानां मूल 1 ` वणङ्चारो पाल साही रहयोरे। 
"दूर ते देशथी भंवरजी आवी, आवीने उतर्या आपणां महेल्मां रे}' 
आरी ते जाव्य मारी मानी रे जाई)! सखदरवनी बेसी बेन वा्तुंकरोरे1' 
ˆ तारी भरभर हो नखराजादीषएे केम करी पहेया चूडलो रे?! 
* जापणां भंडारमांथी सोनैवा काद्या, सोना-रूपां वेचीने पेयो चूडलो रे 1 
पणी घोडारमांथी घोडीला रे, काद्या, हस्ती वेचीने पेयो चूडलो रे 1" 
“्योडारना घोडिला मारी हरे लै चाल्यो, केम करी हारमजादीए्‌ पेयो चूडलो रे 
“एना वीरान घेर बेटडो जायो, साथी पूरीने पेयो चूडलो रे ।' 
ˆठेना बीराने घेर बेटी रे, जाई केम करी नसराजादीषएे पेयो चचूडल्ो रे2 
“ साचुं तुं बाले मारी मानी रे जाई । तारी भरभर हरामजादीए क्यांथी पेयो चूडलो रे” 
"दूर ते देशथी बणजारो जाव्यो, आवीने उतयो शीखा वड केठरे 
नणंद- भोजाई बेय पाणीडां ग्या "तां, बणजारो हाट जिछाई रह्‌यो रे ) 
कहा रे नायक चूडलीनां मूल ! चूडीनां मूल गोरी माने नथी लेवां रे 
नायक वणञ्चारों पालव साही रहयो, भ भरने सुंदर बांय पेरावतो रे! 
मलो नासक तमे पालव अमारो, कणज्ञारो आवीने उतयो महेलमां रे 
“चघणां वरस जीवो मारी मानी रे जाई, तारी भरभर हरामजादीने मैयर बणावीये रे" 


दूर देश से बनजारा जाया ओौर बरगद के शीतल पेड के नीचे डेरा लगाया । नणंदं 
ओौर भाभी पानी भरने गये तब लनजारे ने हाट बिठाई । (भाभी लिख का नाम 
भरभर था उसने काः) ** ˆ जनजारा नायक ! चूडी का मूल्य कहो ! हम इसे सुंदर 
कलाई में पहने * (बनजारे ने काः) ' मैं गोरी ! तेरी चूडी का मूल्य लेना नहीं 
चाहता “एेसा कहकर बनजारे ने पालव पकडा। (भरभर बोली) *बनजारा 
नायक । हमारा पालव छोड़ दो ओौर हमारे महल में जाकर रहो * । (इस घटना के 
बाद) दूर देश गये हुए भंवरजी आये ओर अपने महल में उतरे (ओर अपनी 
बहन से कहाः) “मेरी मां कौ जाई! तु हमारे पास आ बैठ कर हे बहन! सुखदुः 
ख कौ बते कर तेरी भाभी, भरभर, हरामजादी ने चूडी कैसे पहनी 2" (बहन 
कहती हैः) “हमारे भंडार में से सोना निकाला। सोना- चांदी बेच कर -चूडी 
पहनी 2* (भंवरजी बोला) *भंडारककी कूची तो मै साथमे ले गया था, फिर 
हरामजादी ने चचूडी कैसे पहनी ?* (बहन ने काः) * हमारे अस्तबलमें से च्योड़ा 
निकाला, हाथी को बेचा ओर चूडी पहनी 1* (भंवरजी बोलाः) अस्तबल के 
घ्ोडेकोतोगैले गया था, फिर हरामजादी ने चूडी कैसे पहनी 2 (बहन ने 
काः) उस्र के भाई के घ्र नेटा जन्मा ओर बह साथीया भरने गई ओर चचूडी 
पाईं” (भंवरजी बोलाः) “उसके भाई के ध्यर तो बेटी का जन्म हओ, फिर 
५८ रगायन 


हरामजादी ने चूडी कखे पहनी?' (फिर बहनने कहा) दूरदेशसे ...... (सुनकर 
भंवरजी बोलाः) ' अनेक वर्ष जी मेरी मां की जाई ! तारी भरभर हरामजादी क्रो 
मयर भेज देवे! 

स्त्री की आभूषणएषणा ओर अभाव इतने तीव्र मात्रा में होते दै कि कभी-कभी 
व्याहता प्रासि के सामने पाकिच्यकासौदाभी कर लेती है) व्वुंगारोपयोगी वस्त्राभूषण 
प्राप्त करने के लियेदेह का सौदाकिया दहो, इनके कुच इंगित अन्यलोकगीतो में 
भी मिलते हैं । 

जलाशय संबंधित लोगीतों में जत्यंत करुणतम लोकगीत “रानी ओर मोर कादै) 
गेय ढाल भनी अत्यंत करुण है ओर गाते गाते रास लेते खमय स्त्री संद की आंख आंसू 
से भर जाती हैँ \ इस गीत के सात-आठ पाठान्तर हैँ । मुख्य घटना समान है । 


रानी पानी भरने जाती थी तब पालित मोर 
उसे नदी क्छीरेतगयें पानी देने वाला वीरडा गाड देता था 


रानी पानी भरती थी तब भार पानी ढाल देता था! रानी ओर मोर के सम्बन्ध के 
त्वरे मे किसी भरवाड, पनिहारी, वडारणया ननद द्वारा राजा को उकसाया गयाः 
“परी रानीमोरसे प्रेम करती है !' असहिष्णु ओौर शंकाशीतराजाने मोरका वध 
किया ओर रानी के विलाप सखे पञ्ात्ताप करके सोना-रूपा का मोर बनवाया! 
दूसरे पाठान्तर के अनुसार राजाने मोर का मांस पकवाया ओर रानी को खििलाया, 
पता चलने पर रानी ने जपने प्राण का बलिदान दिया, 


विविध पाठान्तर मे कथासूज्रएक दही है)! इस रासरचना के पीके कोई वास्तविक 
घटनाका योगदान दहै ओर मूल घटनाने लोकगीत में प्रतीकात्मक रूप लसियादहै। 
वैसे भी लोकगीत में मोर, पोपट वगैरह विवाहोत्तरं प्रेमीपात्र के प्रतीक हैँ खड तो 
स्पष्ट ओर प्रगट दहै की कि कोई रानी खुद पानी भरने नहीं जायेगी 1 समृद्ध 
जमीदार, या राजा क्री रानी जामवर्गीय महिला कौ तरह पानी भरने नहीं जाती । 
फिर एेसा आलेखन क्यो? कैसे? एक पाठान्तरानुसार मोर सूरी नदी के किनारे 
रहता है। रानी के सर पर गगरी चदाता है ओर भरवाड देख जाता है । वह राजा 
कोकहतादहै। राजा बंदूक लेकर जातादहै। गाडी में शराब लाताडहै 1 मोर का मांस 
पकवाता दै ओर रानी को खाने के लिए कहता है। रानी पूछती हैः: “क्या जाप 
अपने बेटे के मांख का भक्षण कर सकगे2' रानी क्ाउद्वेगदेखकरराजारानीक्ौ 
गागर पर, वस्र पर, घर को दीवार पर मोर चितराने के लिये कहता है! रानी 
कहती हँ क्या चित्रित मोर बोलेगा' यहां गीतमेंदहै : 
पियरनो पड़ोसी रे मोर केम मारियो? 

* मेरे मायके के पड़ोसी मोर को क्यों मारा? इस्र प्रश्न सरे ही पट खुलता है। 
संभवतः पली के मायके से कोई आया ओर उसके साथ पली का अनुचित संबंध 
होने कौ शंकासरे पति नेउस निर्दोष व्यक्ति का खून किया । बाद में पता लगने पर 
पश्चाताप किया, लेकिन अब दूसराचारादही क््सा> ओर पलीके मनमेतो दूसरा 
घाव जुङ्धता रहता है : पति के शंका ओर अविश्चास का! 

५९ 


इस घटना के पांच-सात जो भी पाठान्तर दै, वे सब सौराष्ट, में विख्यात हैँ ओर 
अत्यंत हदयद्रावक ओर करुण लोकढाल में गाये जाते हैँ । पुरुष की -पजेसिव 
मेन्टेलिरी ओर शंकावृत्ति पर लोकगीत में बहुत कुछ है, कहीं प्रकट तो कीं 
प्रच्छन्न । पुरुषमानस पर अद्भुत कटाक स्पेनिश लेखक ग्रेलिसल गार्शिया मार्कवेज 
लेखित *ईन इविल अवर' मेंभीदहै, पूरा लोकरग के साथ, गार्शिया आंचलिक 
उपन्यास के विश्वश्रेष्ट उपन्यासकार हैँ ओर उनकी * हन्डेड इयर्ख ओंफ़ सोलिटयूड' 
ओौर अन्य कृतियां स्पेनिश लोकजीवन जौर लोकतत्व का अनूठा निरूपण करने 
मरे समर्थ है! “ईन इविल अवर" में रोबर्ट देसीञ्च स्त मनोदशा में है क्योकि 
किसी ने पोलपत्रिका में लिखा है कि रिबेक इलाबेला' रोबटो की पली कौ पुत्री 
है, लेखिन उस का बाप तीसरा है) रोबर्ट को त्रस्त देरवबकर उस की माता कहती 
दे : दुखी न होना, तेरे बारेमे भीलोगणएेसा दही कहते थे) मेरे बापने मेरे साथ 
सोनेवाले कौ बंदूक से हत्या कर दी थी, एेसा कहा जाता था। सच तो यह है कि 
मुञ्चे वस्त्र बदलते देखकर सामने पेड पर बेठा बंदर उत्तेजित हो गया ओौर 
हस्तक्षेप करने लगा 1 इस दृश्य से क्रूद्ध तेरे पितानेउस बंदर को बंदूक की गोली 
सरे उड़ा दिया) 


यह है लोकमानव का दुष्टिबिन्दु ओौर पुरुष का एकाधिकार त्रस्त पञ्चेसिव 
मनोवृत्तिवाला मानसः लोकगीत उसे भी बराबर समञ्चते, पकडते ओर प्रकाशित 
भी करते द| 


६० रगायन 


प्रो. नर्मदा प्रसाद्‌ गु 


तिहास- लेखन में लोकसखंस्कति कौ 
भूमिका 








किसी भी चल याजनपद का इतिहास उसके निवासियों का इतिहास होता है, 
उस पर लासन करने वाले राजाओं-महाराजाओों या नवाबों का नहीं । इतिहासकार 
द्वारा राजा-महाराजा के युद्धो, विदेशी संबंधों, राज्य सें किये गये कार्यो, निर्माणं 
ओर सुधारों का क्रमबद्ध वर्णन महत्त्वपूर्ण समज्ञा जाता था ओर उससे दही एक 
विशिष्ट दृष्टि निर्मित हो जाती थी, जिससे कहँ को जनता कौ आर्थिक, धार्मिक, 
सामाजिक, सांस्कतिक स्थिति का विवरण नियंत्रित होता था 1 इस तरह इतिहास 
के केन्द्र मे सत्ता दही प्रधान रही, जबकि इतिहासकार कौ दुष्टि जनता पर केद्द्रित 
होना चाहिए । इतिहास के केन्द्र में जनता क्ती प्रधानता जरूरी है ओर अगर 
राजामहाराजा का भी इतिहास लिखना दहै, तो वह भी जनकेन्द्रित दुष्टिसे लिखा 
जाना उचित दै। 

यही जनकेद््रित दृष्टि इतिहास के प्रमाणो या साश््यो के लिए प्रेरक है) शिलालेख, 
सन्दे, ताय्रपत्र आदि जधिकतर राजाओों-महाराजाओं ओर उनके खामन्तो द्वारा 
उन्दी के पश्र मे लिखे प्रमाण या साक्ष्य हैँ जर उन्हीं को इतिहासकार प्रामाणिक 
मानता है! लोकसाक््यों को अप्रामाणिक कहकर उपेक्ित कर दिया जाता हे । 
गहराई से देखा जाय तो लोकस्य में स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं होती, जबकि राजा 
या सामन्त अपने यश के लिएयाकिसी दूसरे स्वार्थवश शिलाया कागज पर 
लिखवाक्र करई प्रमाण खड़े कर देते हैँ! वस्तुतः इतिहासकार को तटस्थ रहकर 
किसी भी साक्ष्य पर विचार करना चाहिए । सत्ता द्वारा स्थापित साक््यों के उदेश्य 
को भीदुष्टियें रखने कौ जरूरत है) 


लोकसराक््यो की भुसिका 

लोकसाक््य कई प्रकार के होते हैँ, लेकिन वर्गीकरणकी दुष्ट से उन्हें निम्न वर्गा 

मेरखाजा सकता है :- 

(अ) मौखिक परम्परा मेँ जीवित - जो एक पीदी से दूसरी पीदी तक मौखिक 
रूप यें प्रचलित रहते हैँ जैसे किवंदंति्योँ. लोककहावते, लोककथा, 
मिथ, लोकनाट्‌य, लोकगीत दि 

(ल) लिखित परम्परा में सुरश्ित - सनद, पटौ, पत्र, ग्रंथ जादि जौ तत्कालीन 
तथ्यों का उल्लेख या वर्णन करते है ओर पीदी दर पीढी सुरक्षित रहते द । 

(स) उत्कीर्ण - प्रस्तर ओर काष्ठ तथा ताम्रादि पर खोदे हुए. लेख, लोकमूर्तिर्यो 


नादि । 
६१ 


(द) वित्राक्छित - दीवालों, गुहाओ, कागजों , पकडे, चमे जादि पर अंकित 
तलोकयित्र। 

इन वर्गो मे संकेतित लोकसाक््यो की विशेषता यह है कि ते लोक में 
प्रचलित होते हैँ । उनकी रचना भते दही किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा हुई हौ, पर 
वे लोक द्वारा स्वीकृत होकर लोकमान्य बन जाते है| 
दूसरी विशेषता है कि वे हर प्रकार के भेदभाव से दूर निरपेक्ष या पक्षपातविहीन 
होते दै इन दोनों विशेषतां के कारण एक प्रजातांतनिक देश में उनका महत्व 
ओौर भी बद जाता है । एक विशेष बात यह भी है कि लौकसाक््य लोकजीवन से 
जुड़े होने से जधिक उपयोगी ओर प्रामाणिक सिद्ध होते हैँ । राजा द्वारा निर्मितया 
स्थापित खाक्ष्य अतिरिक्त दबाव के कारण उसके राज्सकाल मेही मान्य रहता है, 
बाद येंलोक सेउसखसका कोई संबंध नदीं रहता 1 यह बात जलग है कि उसमें कोई 
उाकर्षण या चमत्कार हो, जो लोक को बोध खक । 
म य्ह हर वर्ग के कुक एठेसे उदाहरण प्रस्तुत करता जो बदेलसण्ड के 
इतिहास में अपनी जहम्‌ भूमिका के कारण आज भी विख्यात है ओर जिन्होंने 
लोकसंस्कृति के इतिहास को रचा है । प्रसिद्ध इतिहासकारों के समक्ष इन लोक साक्ष्यों 
को उपस्थित करते हुए मै उनकी शक्ति ओर प्रभाव के द्वारा उनके दुर्लभ व्यक्तित्व 
को पह चान कराना चाहता हू, ताकि बुंदेलखण्ड का इतिहास उने ओर उन जैसों 
को अपनाकर अपने सही स्वरूप में जअवतरित हौ सके । 


मोखिक परम्परा में तो कई लोकसाश्त्य एेसे हैँ, जो आज भी अपनी प्रभावक्षमता 
के कारण अमर हैँ । कारसदेव को गाथा में चरागाही संस्कृति का यथार्थ चित्र 
उभराहे जो चंदेलकालीन अहीर, गड्रियों ओर गूजरों की संस्कृति रही है । इसी 
तरह आल्हा को गाथा में चंदेलकालीन लोक का इतिहास छिपा है । तत्कालीन 
वीरतामूलक प्रलृत्ति का प्रतिनिधित्व, बदला लेने ओौर स्वाभिमानी हठ की 
मानसिकता का चित्रण तथा नारी के मूक या मुखर आमंत्रण पर अपहरण करने 
के संघर्षं कौ अभिव्यक्ति तत्कालीन लोक की चित्तवृत्ति का लोकसाक्ष्य है। 
वत्सराज के रूपकषटकम्‌ में नारी अपहरण का उदाहरण मिलता है । इस युग में 
यह समस्या लोककथा ओर खेल तक पहुँच गयी थी । * सुजया नामक कुमारी 
कन्याओं के खेल में भूत या राक्षस अथवा दानव कही जाने वाली मूर्तिं या 
भित्तिचिन्ने स्कन्द का विकरत रूप है । कुमारि्योँ अपहरण से रक्षा के लिए अनिष्टकारी 
ग्रहो के समुच्चय के प्रतीक स्कंद की पूजा करती हैँ ओर मनवांछित पति -पाने के 
लिए मौरी को) 


एक उदाहरण जैतपुर के राजा पारीकूत का है, जिन्होने ९८५५७ ई. के बहुत पहले 
सन्‌ ९८४०-२ मे अग्रजो से युद्ध किया था । आजादी की लडाई के लिए उन्होने 
संवत १९८८९ वि.(१८३६ ई.) कौ होली-उपरान्त पहले मगल की वासन्ती 
संध्या पर चरखारी में बु वामंगल का आयोजन किया था, जिसमे उन्हें ही नेतुत्व 
का दायित्व सौपा गया था। एक उक्ति इसके प्रमाण में लोकप्रचलित है- *सबरे 


राजा जुरे चरखारी बुडवामंगल कौन । पुन सब जेई आड्‌ गद्या मे, पारीकत क्क 
मुहरा दीन ॥" यह खबर अंग्रेजों तक पहची ओर कैथां कौ छावनी ने जैतपुर पर 
धावा ऋल दिया । करई जगह युद्ध हुए! एक लोकगीत कहता है- 

पैली न्योव धंधवा भई, दूजी री कड्ारन मोह) 

तीजी मानिक चौक में, जह जंग बची तलवार ॥ 


धंघवा, कारों ओर मानिक चौक में भयंकर युद्ध हुए ! इतिहास भले ही जानाकानी 
करे, पर यह लोकगीत प्रस्तर अभिलेख सरे भी कौमती है । लोककवि राजात्रित 
चारण नहीं दै, जो सिर्फ राजा की प्रशस्ति करे! कह तो लोक का इतिहास 
लिखता दै ओर वह इतिहास, जिसे इतिहास भी नहीं जानता । युद्धो में पारीकूत 
की पराजय हुई ओर जैतपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हौ गया। विवश होकर 
पारीकत गौरा कौ डँग (जंगल) में चले गये । फिर युद्ध कौ तैयारी ओर अग्रजो 
की फौज से युद्ध! पारीकूत गुरिल्ला या छापामार हमलों का सहारा लेते थे, 
जतएव कई युद्ध हुए । लाहौर को जाने वाली अंग्रेजी फौज भी नौर्गोँवसे डगिकौ 
तरफ मुड़ गयी 1 कई बार राजा जीते, करई बार हारे । आखिरकार जंगलो आओौर 
पहाड़ों में भागते पिरे, ताकि आजादी के लिए फिर जूज् सक । इस वर्णन का 
साक्षी है “पारीकत कौ कटक", जो द्विज किशोर रचित एक लोकप्रनंघ हे ' ओर 
जिसकी हस्तलिखित प्रति की, अंतिम पुष्पिका इस प्रकार है- “इते श्री राजा 
पारीकूत जू कौ कटक दूसरो संपूरन समापता भादों बदि २ संवत १९९७९ मुकाम 
छन्रपुर महलन के दुवे मोदी के पीत लिषते पं. दुबे भईया लाल... । ' पुष्पिका 
के अनुसार प्रतिलिपि-काल सं. १९.७१९ (९९९४ ई.) है इस लिखित लोक 
साक्ष्य की कुक पंक्तियोँ देखें - 
९. कर कुच जेतपुर सै बगौरा पै मेले। 
चौगान पकर गये मंत्र अच्छौ खेले। 
बगसीस भई ज्वानन यो पगड़ी सेले । 
सब राजादगा दे गये नृप लड़ अकेले ॥ 
२. एक कोद अजरजंट गो एक कोद जरनैल । 
डोर बगौरा क्री धनी भागत मिल्नैन गैल॥ 
नृप पारीकछत के लरे गो निस्चर कौ तेज । 
जात हतो लादौर सजा अटक रहो अंगरेज ॥ 
३. सब राजा रानी भये, -पर पारीचत भूप । 
जात हती हिंदुवान कौ, रासो सब क्क रूप॥ 
४. काऊ नें सैर भाखे काऊ नें लावनी। 
अवक हल्ला में पकी जात छावनी ॥ 
८. दो मारे कवि तान बिगुल बसरी वालौ। 
पहले उदाहरण यें लगौरा के युद्ध की तैयारी का वर्णन दै, तो दूसरे मे अंग्रेजौ को 
पराजय करा ! यह भी बताया गया है कि अंग्रेजी फोज लाहौर जा रही थी, पर यहा 
उलज्ञ-कर रह गयी । तीसरे यें पारीकूत को देश की प्रतिष्ठा का रक्षक कहा गया है 


र चौथे में सैर तथा लावनी में राष्ठीय लोककाव्य की शक्ति का आभास हे । 
६३ 


पोँचवे में लोककवि द्वारा मारे गये दो दुश्मनों का उल्लेख हे ! स्पष्ट है कि कभी 
कविता से छावनी फुकी है ओर कभी कवि के हाथो से। 
लोकप्रचलित उक्यो में कीं पारीकत की वीरता कागान दहै ओर कीं उनकी 
परिस्थिति का। एक-एक उदाहरण देसे - 
९. फिरगियन कौ सेना गरद मिल जाय । 

पारीकत कौ तेगा कतल कर जाय ॥ 

भागे फिरंगी महोबे को जायं | 

पारीकत राजा खदेडत जार्यँ ॥ 

२. महा भूँजे खपरिया में । 

पारीडत ने धमक दुफरियामें॥ 
लिखित परम्परा का एक उदाहरण अभी दे चुका हू। लुदेलसण्ड की कंटककाव्यधारा 
में उपेकषित एेतिहासिक युद्धो का वर्णन है । छोटे जकार के युद्धकाव्य इतिहास के 
उपेक्षित जध्यायों के आलेख हैँ, भले ही उनका नामकरण रासो या रायसो अथवा 
कटक यासमौ कुछ भी हो । उदाहरण के लिए “बाध्ाइट कौ रायसौ ' इतिहास की 
एक महत्त्वपूर्णं गुत्थी सुलञ्चाता है । ओड्कछा ओर दतिया के राज्य एक ही घराने 
के थे ओर सदैव परस्पर प्रेम से रहे, किन्तु अपने-अपने जमीदायों का पश्च लेकर 
संघर्ष में फस गये । दतियानरेश पारीकूत ने बाघ्ाट के दिवान गं धर्वसिंह के विरुद्ध 
अपनी सेना भेजकर उसे पराजित किया, जिसका प्रमाण पोलिटिकल सुपरिण्टेण्डेण्ट, 
नोदा के ४ मई एवं १६ मई, ९८१९६ ई. के पत्रों मे मिलता है। इस छोरी 
एेतिहासिक घटना का महत्त्व ९८५५७ ई. की क्रान्ति की पृष्ठभूमि के रूप में ओका 
जासकता है क्योकि तञ्नन्य वैमनस्य के कारण ही डका ने अंग्रेजों का विरोध 
किया था एवं दतिया ने उनका पश्च लिया था। राज्यों के परस्पर युद्ध ओर ज्लगड़े 
हो स्वतंत्रता संग्राम कौ असफलता के प्रमुर्र कारण थे। 


उत्कीर्ण लोकसाश््यो मे सबसे सटीक उदाहरण सती स्तम्भो का है ओर उसे-डों 
हीरालाल जेसे इतिहासकारों ने अपनाया है  प्रस्तरस्तम्भों पर लोकमूर्तियोँ उत्कीर्ण 
हँ ओर सबसे ऊपर दोनों कोनो की ओर सूर्य ओौर चन्द्र अंकित दै । एक इतिहासकार 
विह्वान सूर्य-चन्द्र के अभिप्राय को ठीक से नदीं समञ्च सके ओर उन्होने उसे 
चंदेलों कौ उत्पत्ति से जोड़ दिया 1 उन्होने लिखा- “इस कथा की प्रसिद्धि कुछ 
पाषाण स्तभोसे भी प्रकट होती है। इनमें परस्पर हाथ पकड़े हुए स्त्रीपुरुष के 
दो चित्र अंकित हें । दाहिनी ओर चन्द्र तथा सूर्य के चित्र हैँ । किन्तु सूर्य ओर चन्द्र 
साथ-साथ उदय नहीं होते । सूर्यचन्द्र का एक साथ अंकन संभवतः हेमवती 
कथा-को ओर निर्देश करता है, क्योकि उस कथा में यह -उल्लेख हे कि ग्रीष्म 
तु मे जब सूर्य कौ किरणें प्रखरतम हो रही थीं, तब भगवान चन्द्र हेमवती के 
सम्मुख ये ।* वस्तुतः यह अभिप्राय लोकवित्रों जर काष्ठ पर बनासी आकरतियों 
मे भी प्रयुक्त दोताहै ओरलोककला की पहचान-बन गया है । एरण का सतीस्तम्भ 
सबसे प्राचीन ्पौचवी शती का है, जिसमें सेनापति गोपराज के हूणों के विरुद्ध 
लङने ओर मारे जने का साक्ष्य मिलता है । बम्हनी गवि (निला दमोह) मेँ एक 
ठ रंगायन 


सती स्तम्भन पर लेख है कि “परम भट्टारक राजधिराज वली (2) जयोपेत 
कालंजराधिपति श्रीमद्‌ हमीर वम्भ्देव विजय राज्ये संवत्‌ १३६५५ समये पहाराजपु 
री बाघदेव भुज्ज्यति अस्मिन काले वर्तमाने ब्राहमणी ग्रामे" जिससे इतिहासक्ार 
ने स्पष्ट कर दिया दहै कि क्छुम्हारी इलाके यें सिंगौरगद के राजा बाघदेव का राज्य 
धा ओर कह कालंजर के चंदेलनरेशण हम्मीरदेव का माण्डलिक था 1 तत्ालीन 
नाटककार वत्सराज के रूपककषटकम्‌ मे सती का प्रमाण सिलता है! इस 
अंचल में सती स्तम्भो को भरमार हे, जिनके सर्वेक्षण सं इतिहास क्रो कुछ नये 
तथ्य सिलेगे । 

तोमरकालीन ग्रंथो मे जखाड़ो कौ चर्या जई हे। उनकौ एक सम्नद्धं परम्परा पूरे 
वरंदेलखण्ड में रही है । जाचार्य केशवने तो अखाड़े को यानीकि संगीत, कविता, 
नत्यादि कला के अखाड़े को राजनीति का लक्ष्य बना दिया था- “क्रियो 
अखारो राज को, सखासन सब संगीत ` । ओर के अस्वाडे नै रीतिकाल्य को -जन्म 
दिया था लेकिन इसी असखाड कौ एक विनोदपूर्ण पंक्ति ने पन्नानरेश अमानसिंह 
को जकोडी की गदी पर आक्रमण करने को विवश कर दिया। फल यह हा 
कि उनके बहनोई प्रानसिंह मारे गये ओर उनकी बहिन के चराम बहनोई का 
सिर गिरकर पेसे दसा जेसे वह भारईू-बहिन के रिश्ते का उपहास कर रहा द्ो। 
दूसरी तरफ ओरच्छानरेश के पुत्र हरदौल ने देवर भाभी के आदर्श रिश्ते की 
स्यापना के लिए विषपान कर लिया था, जिसके साक्षी हैँ हर र्गोव-नगर में पुजते 
हरदौल के चबूतरे । क्या जखाङ़्‌ ओर चवरूतरे इतिहास की वस्तु नहीं है? मेरी 
समज्ञ में बुदेलखण्ड का मध्ययुगीन इतिहास इन जैसे लोकसखाक््सो के जिना 
अपूर्ण स्हेगा। 

महोला के मनियंदिव को प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने मनियदिवी मानादहै 
ओर उसके जधार पर चंँदेलों को उत्पत्ति आदिवारः डया भरसे सिद्धकरदी 
हे 1 परन्तु स्मिथ का मत इसलिए मान्य नहीं है कि मनियोदिव मणिभद्र यक्षदेवता 
हैँ । उन्हें (चंदेलों को) * हिन्दजइज्ड गोंड ` कहना उचित नहीं है ! लोकमूर्तियों 
ओर लोकचित्रो का अपना एतिहासिक महत्त्व है । दमोह जिले के रोड गोव में 
सुन नदी के किनारे प्रस्तर पर अआधारोही का चित्र अंकित है ओौर लसिस्वाहै श्री 
व्राघ्देवस्य दागी बेज संवत १३५.९ ” जिससे बाघ्देव के शासन का पता चलता 
हे । मृण्मय मूर्तयो से तत्कालीन संस्कृति का चित्र मुखर हो जाता हे। 


उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि लोकसाश््य किसी भी अंचल के इतिहास लेखन में 
सहायक दहता है । संस्कृति का इतिहास लोकसाश््यो को अनुपस्थिति में नहं 
लिखा जा सकता! जन-जनयालोक की संस्कृति ओर इतिहास ही खहौ इतिहास 
हे ओर वह -लोकसाक्ष्यों के बिना अपूर्ण हैँ । इतिहास ओर संस्कृति की समस्यां 
लोकसाश््यो से सुलज्ञायी जा सकती हैँ । इसलिए विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि 
वे लोकसा््यों को उपेक्षाकी दुष्टिसे न देखकर उन्हें प्रेमपूर्वक अपना 1 इससे 
हमारा इतिहास- लेखन हर पश्च के लिए उपयोगी होगा जओौर प्रजातन्त्र कौ अपेक्षां 
पूरी करेगा | 


ऋति । 


तौ के काल-निर्धरण का प्रथम प्रयास 





पिछले दशक अर्थात्‌ जुलाई, ९९८३ ई. को मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेशे 
प्रकाशित मेरा लेख- लोकगीतों का काल- निर्धारण * से स्पष्ट है कि नवें दशक 
प्रारम्न सेंदही मैने लोकगीतों का इतिहास से जोड़ने का प्रयत्न किया था) काल- 
निर्धारण के आधार रेखांकित करते हुए उसके उदाहरण प्रस्तुत किये थे। कु 
जाधासें की -चर्चा यदह भी करूगा । पहला जाधार दै भाषा-रूप । विशिष्ठ शब 
ओर उनके रूपों से काल-खण्ड का निश्चय हौ जाता है। यर्हौँ दो उदाहरण 
निम्नांकित दहै :- 
- ठेसखी मिजालिन दाई, लाल को नरान छीर 
नरान छीन, मौडउ न ोलै 
ठदी ओं विदोलै 
कनैयाकोनरानकछीनै। एसी । 
- आ जैहों बडे भोर, द्रा लैके। 
न मानौ मरको घर रारौ 
समरे विरज कौ मोल । दईरा। 
न मानो चुनरी घर राखो 
लिखे पपीरा दुड छोर । दईरा. । 


पहली पंक्ति में जरबी भाषा के मिजाज से मिजालिन जरूर जा गया है, लेकिन 
दाई संस्कृत के * धात्री ' शब्द से निकलादहै, (फारसी दाया से नहीं) ओौर धात्र 
धत्ती (प्राक्त) धाई (प्रकृत) दाई बना है । छीनै, त्रोतनै में तिडन्तीय टे प्रत्यय का 
प्रयोग पुरानी हिन्दी कादहै। इसी प्रकार आजेहों में भी तिङन्तीय-ह प्रत्यय प्रयुक्त 
है । वर्तमान एवं भविष्यत्‌ काल कौ अभिव्यक्ियों के लिए धातु रूपों में आज 
कृत प्रत्ययों-त जओौर-गकायोगदहोताडहै ओर यह प्रयोग श्प्वीं शती के बादमे 
बढा है, परन्तु उसके पहले पुरानी हिन्दी में तिडन्तीस्-षएे एवं-ह प्रत्ययोँ का 
प्रचलन था लिखे ` चिज्रांकन करने के अर्थ में -पुरानादै, इसी तरह 'दर्ईरा"मे 
डाराकाप्रत्यंग भी । इस आधार पर दोनों लोकगीत ९६्वीं-शती के पहलेकेदै। 


दूसरा आधार कथानक रूढियो का दै। जाख्पानक् तलौकगीतों में तत्कालीन 
कथारूदियों का प्रयोग मिलता है । पंवाडो, रारूरों, गोयं, नौरता ओर देवी गीतं 
मे विभन्न कथारूढियों कौ संयोजना मिलती है । जिस प्रकार परिनिष्ठत काव्य मे 
प्रयुक्त कथारूदिर्यो मोटे तौर पर एक निश्चित कालसण्ड का आभास देती हैँ 
उसी प्रकार लौककाव्य की कथारूदियों के संन्नंध से कहा जा सकतादहै। 
लोकमहाकाव्य “ आल्हा" की कथारूढियों का अनुकरण मध्ययुग के रासो ओर 
वीरचरित प्रबन्धो में हुदै, 


तीसरा आधार एेतिहासिक वस्तु, कथा एवं पात्र है । लोकगीत में -चाहे एतिहासिक 
वस्तु का उपयोग हो, चाहे कथा का ओर चाहे पात्र रा, उनका कालनिर्णय 
सरल हो जाता है । उदाहरण स्वरूप हस्दौल के बलिदान ओर पन्नानरेश अमानसिंह 


से संबंधित गीत एवं रारे संवत्‌ ९६८८ एवं १८५५ के बाद के मध्यकालीन गीत 
टे "मथुरावली' लोकगाथा में सतील कौ रक्षा के लिए खडे-खडे जलने की 
करुण कथा मच्ययुग कौ त्रासदी हे । परीत ओर ज्खासी की रानी लक्ष्मीबाई के 
युद्धपरक गीत ९८० एवं १८५५७ इ. के बाद के दै। 
चौथा आधार लोकप्रसिद्ध घटना का वर्णन या पात्र करा चित्रण है! उदाहरण के 
लिए, तेजनली कौ रारो, कजरियन कौ रारो, जिजौरा क्री कवरि की गाथा 
आदि है । तेजबली कौ राचरौ में तेजबलीसिंह के चिंगीगद् में जूञ्धने का वर्णन है | 
तेजबली एठेतिहासिक नासक न होकर लोकप्रसिद्ध दही स्हे। वे कोच के ब्रंदेला 
राजा सरूपसिंह के सुपुत्र थे जओौर उनका युद्ध इतना प्रसिद्ध हा कि जाज भी 
गाया जाता है । कजरियन कौ राह्रौ से चंदेलनरेश परमर्दिदिव ओर चौहान नरेश 
पृथ्वीराज चौहान, तुतीय के मध्यलगभग १९८२ ई. में हुए युद्ध का छायाभास- 
सा प्रतीत होता दै, अतएव उसकी रचना ९उवीं ९४्वीं शती में हुई दै । बिजौराकी 
कुवरिकी गाथा में बिजौरा कौ राजकुमारी जब पानी भरने कुं मे जाती है, तल 
पठान उसे अपहत करने के लिए हाथ बद्ाता है, पर राजकुमारी कुपँ मे समा 
जाती है 1 यह गाथा सुल्तनत-कालमें रची गयी दहै ओौर यह जावर के चंदेरी पर 
जक्रमण पर चंदेरी के जौहर के बादकी दै) 
तत्कालीन लोकसंस्कृति से संबद्ध शब्दयो के प्रयोग से भी काल- निर्धारण क्रिया 
जा सकता है। एक उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट है । पंक्तिर्योँ निस्रांकित हैँ :- 

नजर भर हेरत काये नडर्यो? 

हम तो राजा पिया बन की हिरनिर्योँ 

तुम ठाकुर के लरिका, 

तुपक तीर मारत काये नङ्यों 2 नजर. 1 


तुरक शब्द से यह गीत ' तुबक' के प्रचलन के बादकाठहरतादहै, पर तुपक ओौर 
तीर, दो शस्त्रो का प्रयोग उचित नहीं है । तुपक रूपान्तरित शब्द है, उसको जगह 
` तमक्र' (आवेग से) होना सही है, जो अगली पंक्ति के मेल यें हे । पंक्ति देखें -- 

हम तो राजा पिया जल कौ मछरिया, 

तुम दीमर के लरिका, 

ज्ञमक जाल डारत क्राये नडर्यँ? 


एक दूसरा उदाहरण देखें :- 

चन्दन खौरेहरिजूखोंसो दै, 

रिपकिन बीच हँसे। चलो जउत. | 

नैनन सुरमा हरि जू खों सोहै, 

भौहन बीच हँसे । चलो आउत. | 
उक्त उदाहरण यें सुरमा" मध्यकाल का प्रसाधन है, जो उसे मध्यकालीन रचना 
सिद्ध करता हैँ सेरी समञ्च में कजरा" कौ जगह “सुरमा! हो गया है, जिसके 
कारण यह गीत मध्यकालीन प्रतीत होता है! एक तीसरा उदाहरण द्रष्टव्य हँ :- 


अमि अनि बरा पाते सुरहिन, दोऊ मिल वनखों जार्यै हो मायं । 
ङक बन चालीं दुजवन चालीं, तिज वन पौची जाय हौ मायं । 


दूरी का माप “बन * पुराना है, इसलिए इस लोकगाथा कौ रचना वीं ९० वीं शती 
में हई है 1 इन उदाहरणों से स्वयंसिद्ध है कि लोकगीतों ओर लोकगाथाओौँ के 
सर्चना-काल का निर्धारण किया जा सकता दहे, 


एक्क ओर लोक साश््य 


यदि किसी भी देश या जनपद का इतिहास परसख्नली से परखा जाय, तो यह 
निश्चित हो जाता है कि वह किसी बादशाह या राजा के युद्धो का इतिहास हे, 
तत्कालीन जनता का इतिहास नहीं । यह बात अलग है कि इसी सोच से प्रेरणा 
-पाक्र जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकः, धार्मिक ओर सांस्कृतिक परिस्थितियों 
क द्वारा सांस्करतिक इतिहास का रेखांकन करने के प्रयास हौ रहे हँ । वैसे जनता 
का सच्चा इतिहास, लोकसाक्ष्यों के आधार पर ही लिखा जा सकता है, जिने 
इतिहास तो मान्यता प्रदान नहीं कर्ता, लेकिन लोकस्य परम्परा खे चले आते 
है जर सत्य का बीज छिपाये रहते देँ । लोकसाश््यो में सबसे प्रमुख तत्कालीन 
लोकगीत ओर लोकगाथा्पंँ हे, जो तत्कालीन लोकवियों द्वारा रची जाती देँ ओर 
लोकप्रचलन ये जआकर एक पीढी से दूसरी पीढी को हस्तांतरित होती रहती हैँ 
ये रचनारपँ तभी रची जाती है, जब कोई घटना घटित होकर लोक तक पहं चती 
हे! इस कारण इनमें ही जनपद का सच्चा इतिहास छिपा रहता है । साथ ही 
तत्कालीन लोकसंस्कृति भी बिम्नित होती है। 


खुदेलखण्ड के इतिहास का सांस्कृतिक मूल चंदेल-काल है, क्योकि लंदेलखण्ड 
की संस्कृति की संरचना चन्देल काल में हुई थी । लुंदेली लोकभाषा का उद्‌भव 
ओर विकास भी इसी समय इजा था! वस्तुतः यह सम्पुद्धि ओर शान्तिकायुग 
था, क्योकि चंदेलों की शक्ति का लोहा महमूद गजनवी तक मानता था । सभर 
के चौहानो ने जाल्हाकी वीरता देखी थी जौर इसीलिए वे अपनी पुजीबेला का 
विवाह आल्हा से करना चाहते थे, पर आल्हा ने चंदेल युवराज ब्रहमा को ही इस 
योग्य समञ्ञा था। चंदेलनरेश धंग ओर गण्ठ इतने शक्किशाली थे कि युवराज 
विद्याधर को चेदेल सेवा देखकर महमूद गजनवी को आगे बदुकर जुञ्धने का 
साहस्र नहीं हुञा। 


लुंदेली कौ पहली रचना चंदेलनरेश गण्ड द्वारा रची गयी थी, जो इतिहासकार 
गर्द्जी द्वारा ' लुगत-ए-हिन्दवी ` कदी गयी है 1 हिन्दवी का अर्थ हिन्दकी हिन्दी 
यानी बंदेली मानी जाना उचित है। उसके डद सौ वर्ष बाद जगनिक भाटने 
लोकमहाकाव्य * जाल्हा' की रचनाकी थी वैसे ९न्वीं शतीके अंत से दिवारी 
गीत, सर्रयाऊ फाग ओर देवीपरक लोकगीत रचे जाने लगे थे! उनका आधार 
अपभ्रंश का दृहा (दोहा) अओौर प्राकृत कौ गाहा (गाथा) थी! दोहा के आधार पर 
दिवारी गीत, खर्रसार फाग एवं राई गीत रचे गये ओौर गाहा के आधार पर 
देवीगीत । अमेरिका ची शोधछात्रा ने आजाल्ा के 'आल्ह' छंद की चौपाई से 


निस्सृत साना था, तब मैने उसे कहा था कि *ररवींशतीकालोककवि जगनि 
भाट श्वी शती को चौपाई चा उपयोग करेगा या श्न्वीं -९श्वीं सती >: 
देवीपरक लोकगीतों का। जगर देवीपरक गीतोंसे "हो मों के अंतिम दीर्ध न्न 
हो मय -पदने से एक पंक्ति आर्ह छंद बन जाती है, उदाहरण के लिए, देवीपर्‌ # 
गीतों की कुक पंक्तियोँ देखें :- 

लिख लिख -पाति्योँ भेजी राम ने, तुम दुरण़ा चली आव हो माय, 

रव्रट रट खट खट तेगा व्यालै, छषपक पक व्याल तखार 1 
दिवारी गीत ओर कारसखदेव कौ लोकगाथा में जहीरों ओर गूजरों कौ चरागाही 
संस्कृति प्रतिविम्बत हुई है! साथ दही कारसदेव का ओजस्वी संघर्घशील व्यक्तित्व 
अपनी छाप छोडता है । देवीपरक लोकगाथाओं ओर रारो में ओजस्विनी वीरत। 
की अभिव्यक्ति हुई, जिससे भक्ति भी वीररस्ात्मक हौ गयी दहै । लोकगाथात्सक 
लोकमहाकाव्य * आल्हा' तो वीरता के ओौदात्यको साकार मूर्ति है। विशेषता यह 
है कि व्यक्तिगत वीरता चैयक्तिकता की देहरी ्लँघकर सार्वभोमिक ओर सार्वकालिकः 
न गयी है । विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों सरे संस्कृति को सुरक्षित रने क 
लिए उखककी प्रासंगिकता पहले तो थीदह्ी, जज भी डे, 


भक्तिपरक लोकगीतों ने आस्था जौर विश्वास को दढ किया, जबकि संस्कारपरक्क 
ने संस्कारों को नई ताजगी ओर मजनव्बती दीं । संस्कारोकौ कटरताने भी संस्कृति 
को सुरक्तादी थी! "आल्हा" में भी लोकसंस्कारों को आश्रय मिला है एपनवारी 
देने के लिए रूपन या रूपना को कई संघर्षं लङने पङ, परन्तु उसकी जाश डगी 
नदीं । श्वंगारपरक ओर वैविध्यपरक गीतोंमें भी संस्कृति के दुश्यों के बिम्ब 
प्रयुक्त ए देँ । तात्पर्य यह है कि लोकगीत ने एेतिहासिक परिस्थितियों के 
अनुकूल लोकसंस्कृति लुनी है। 

एक विचित्रता यह है कि लोकगाथाों ओर राचछरो ने इतिहास को भी अंकित 
किया दै जौर जो इतिहास मे नदीं है, उसे ठेतिहासिकता प्रदान की हे ! उदाहरण 
के लिए, लोकमहाकान्य ˆ आल्हा" को ररवा जा खकता है, जिसमें दिल्ली के 
पृथ्वीराज चौहान, तुतीय ने चंदेलनरेश परमार (परमर्दिदेवः) पर राजराजेश्वर को 
महतत्वाकांश्ता से प्रेरित होकर आक्रमण क्रिया था। उरईनरेशण माहिल ने उन्हें यह 
भी बतादिया था कि महोबा के वीर आल्टा-ऊदलं अब कान्यकुल्ज मरे बसे गये 
दै । महोवा को सूना पाकर उसने चारो आओरसे किले क्के घेर लिया था! इस युद्ध 
को इतिहासक्ार चिन्तामणि विनायक वैद्य ने एक राष्षीय क्षति माना दै, क्योकि 
जापस के युद्ध से विदेशी आक्रमणकारी फायदा ते रहे थे! अगर चंदेलों ओर 
चौहानों को शक्ति जुड़कर एक हौ जाती, तो भारत में जक्रमणकारियो का शासन 
असंभव था ! चंदेलनरेश धंग ओौर गण्ड ने विदेशी आक्रमणं के रििलाफ कड 
राजां का एक संघ बनवाया था} 

मध्यकाल यें भक्तिपरक लोकगीतों ओर लोकगाथाओं कौ रचना पहले इई, 
जिसके फलस्वरूप लोक में संकल्यधर्मीं दुदता जायी ओर 'पतय्क्छी रक्षाकरी 


६९ 


चिन्ता हुई 1 “पत राखियो रे जन की के निवेदन से यह चिन्ता बिल्कुल स्पष्ट 
हे । मुञ्ञे एक देवीपरक लोकगाथा प्रा हुई, जिसमे देवी ओर मुगल बादशाह 
अआकनर के युद्ध का वर्णन है! स्पष्ट है कि अकनर कौ हिन्दु के प्रति उदारता 
की नीति दरबार ओर आश्रित सामन्तो तक दही सीमित थी, परन्तु लोक में.उसके 
प्रति विश्वास न था! भक्तिपरक लोकगीतो में संस्कारों का स्पष्ट वर्णन है, -विवाह- 
संस्कार के गीत एकपलीव्रत राम से र्नधे है, जबकि प्रेमपरक ओौर प्रेम-ऋ्ड्ाओं 
क वर्णन कृष्ण के जीवन से संनद्ध दँ । इन गीतो मे एक विशेषता है कि पुत्रका 
जन्म चाहे धोनी केदो याचमारक्र, वहयातो रामदहैया करुष्ण।इस प्रकार हर 
पुत्र रामकृष्ण है, तो हर माता कौशिल्या या यशोधा ओौर हर पिता दशरथ या नन्द 
डे खाय दही हर पली सीताया राधादहै। एक लोकगीत में परिवार के सदस्यों की 
वांछा इस प्रकार से की गयी है - 

राजा जनक से बाबुल दडयो, रानी सुनैना सी मैया दडइयो ! 

लच्छमीचंद से भैया दडइयो, तुलसा सी भौजाई दडइयो । 

राजा दशरथ खे ससुरा दडइयो, रानी कौसिल्या सी सासो दडइसो । 

रामचन्द्र से पति मोये दइयो, लच्छमन सरे देवरा मोये दडइयो ॥ 


इख प्रकार जहाँ हर पुत्र को राम-कृण मानकर एकता चाही गयी है, वहं एक 
दर्ज परिवार की प्रतिष्ाभीकी दे । सांस्कृतिक एकता ओर आदर्शं का प्रतिमान 
कितना उपयुक्त है। 


सुञ्चे अभी एक लोकगाथा- *बिजौराकौ कुवरि की गाथा" मिली दहै, जो अभी 
तक अज्ञात थी! इस गाथा से चंदेरी के इतिहास कौ एक पर्त खखुलती है, जो निम्न 
पंक्तियो में स्पष्ट डे - 

तैका जानै या भुम्मि को जन 

तने देखे का जौहर बिसेख > 

धरम कोई चंदेरी को अस्सी हजार छतैनिन्ते काटे सपूत, 

ओ ऊडी जरीं चंदेरी की मैदे संवार, ओर का सुनक करौ पठान 
अभी तक क्षत्राणियों क जौहर का इतिहास था, पर क्षत्राणियों ने अपने सपूतों को 
अपने हाथों से काटा था ओर तब जौहर किया था, यह तथ्य इतिहास में गुप्त रहा, 
जबकि लोकस्ाक््यसे प्रकट हो गया 1 बिजौरा की राजकुमारी बेला मैहर के पठान 
के हाथ बद्ातेदही कुं मे समा गयी थी । मुस्लिम जौर मुगल-कालमें नारी का 
अपहरण एक समस्या बन गयी थी, जिसके कारण मथुरावली रबड़ी-र्रडी जल 
गसी थी) मानो गजरी गाथा मेँ मानो का जपहरण होने काला था कि उसके पति 
ने सुगलो को मार डाला ओर उनके शव उस पार लगा दिये । “जगदेव का पुंसि 
मे राजा जगदेव कौ राजकुमारी को युगल सुल्तान व्याहना चाहता था, पर देवी के 
वरदान सखे राजा ने शच्चुसेना काट डाली! बरैदेलों की लाज ची गयी । रानी 
दुर्गावती कौ गाथा में दुर्गावती के बलिदान होने की कथा रहै, 


रारो को परम्परा चंदेल-काल से ही प्रारम्भ होती है । उस सखमय “कजरियन कौ 


राचछरौ ` प्रचलन में था पर वह चंदेलौं के अंतिम समय श्डवीं -श््वीं शती का 
७० रगायन 


खहरता है ! उसमें -एक भाई दारा क्जरि्योँ खोटने मेँ युद्धका वर्णन है! मध्यकाल 
क्र करई रारे सिते दँ - उरग की चाकरी, उरडइ च्छो चाकरी, गोरीधन क्छौ राकरौ, 
जमानसिंह कौ राचछरौ, राजा जमान कौ रारौ, जआनवली कौ रारौ, प्रानसिंह क्छौ 
रायै 1 उरग ओर उरई कको चाकरी के दोनो रारूरेएकद्ीष्रकारव्छीकथासेर्वंधे 
दै । पहले यें फोजी की पली को देवर मार डालवादै। फोजी के ध्र लौटने पर 
पल्ली के दिखाई न देने पर तमाम बहाने बनाये जाते हैँ, पर प्छोजी को जब पता 
लगता है, तब वह वैराग्य अपना लेता दहै! दूसरे में, शवरुजों द्वारा छोजी मारा जाता 
है ओर उनके स्नाता के खोजने पर कटी कभी कोई नहीं सिलता। 
"गोरी धन कौ रारौ ` मे -एक जोगी छल से गोरी का आअपहरण करता है ओर जव 
वह भेद खोलता दै, तब गोरी अपनी हत्या कर ्ेती है । जमानसिंह के राचरे यें 
पन्नानरेश अमानसिंह ( १५७५ २-८ ई. >) क्रा राज्यकाल केवल € -७ वर्घक्रा था, 
पर उनकी उदारता ओर हठ, दोनों ने मिलकर उन्दँं लोकनायकत्व प्रदान कर 
दिया था। राकछरे के अंत में राजा जमानसिंह ओर प्रानसिंह का युद्ध-वर्णन हे, 
जिसमें प्रानसिंह के अंत पर उनको पल्ली सती होने के-उभारमे कथाका अंत दहो 
जाता है। चौपड खेलने में कहा-सुनी हो गयी । दासी-पुत्र कहने पर अमानसिंह 
ने उत्तर दिया कि “हम असल बदेला होगि, तो धंधेरे का सिर कार लेँगे!* दूसरे 
पाठ-“हम असल लदेला होगे, तो धंथेरे का सिर काट लेंगे 1 दुसरे पाठ-“राजा 
अमान कौ राचरौ ' में जअमानसिंह चौपड खेलने का प्रस्ताव करते हैँ ओर पानवलीं 
का राज्य चौपड के द्वारा जीतना चाहते हैँ । प्रानवली उत्तरदेती ्है- “तुम का राज 
जीत दौ सरे, तुम चेरी के पूत ।' दासी-पुत्र कहने पर युद्ध हुआ ओर अमानसिंह 
ने प्रानवली कासिर काट लिया । बहिन ने पन्ना जाने से मनाकर दिया ओौर अजषपने 
पति संग जलना स्वीकार किया) 'प्ानवली कौ रारो ' यें प्ानवली के व्यक्तित्व 
को ऊँचा उखाया गया है, जब वे अमानसिंह के सामने जकर बोलते हैँ कि 
“सबको जानें जिन लेव, मुञ्चे मार डालो ।* अमानसिंह ने बडा घरिया काम क्किया 
कि प्रानसिंह को मार डाला 1 प्रानसिंह त्यागीवीर कौ तरह खडा रहा ओर उसने 
अजअपना सिर कटवा लिया) 
उत्तरमध्ययुग के रूदधियों से बंधे श्ंगारिक काव्य कौ प्रतिक्रिया में लोकसहज 
श्युंगार के लोकगीत प्रचलित हुए. जिससे सौन्दर्य का लोकसुलभ रूप निखर 
उठा! कुछ उदाहरण देरव - 

कजरवा तने काये खों दयेरे, 

काये खों दये रे, तरे ऊसर्ई लगनिर्योँ दोड नैन रे, कजरवा अरे हो....... । 

चन्दावरन वर मिल गये, सूरज-से मिल गये जेख | 

बिजुरी-सी चमकत ननदी मिली, बैला चमकत चारऊँ देख ॥ 

भौरा भनन भनन भन्नाय, भौरा को मन कलियन पै ॥ 

उड भौरा घुंघटापै ब्रेखो, गलुजन कौ रस लेय, भौरा कौ मन कलियन पै॥ 

करो कौन जतन अरसी मेरी सखी, म्मोरे नैनन में बरसै बदस्यिा। 

उटी काली घटा बादल गरजे, चली सखीतल पवन मोराजी -लरजे, 


ती पिया मिलन ची आस सखी, परदेस गये मोरे सँखरिया ॥ 

उक्त श्युगारिक पंक्तियों मे जो श्ुगारिकता दै, उसमे -चन्दा, सूरज, जिजली, भँवर, 
बदली जादि प्राकृतिक उपमानों ओर प्रतीको काउपयोग करिया हेै। 

९८४० ई. से ९८५५७ ई. तक सरे ओर लावनि्योँ रची ग्य, जिनसे बीररसात्मक 
घटनार्पँ जभिव्यक्ति का केन्द्र बनीं जौर उन्हें हरबोल्ो ने गा-गाकर प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम के लिए जन-जन को प्रेरित ओर जाग्रत क्रिया । “पारीकूत कौ कटक, 
"ससी कौ कटक जादि युद्धो के वर्णन के प्रबंध थे। हल्ला का अर्थ है - 
आक्रमण ओर छावनी का सेनाको छावनी । 


आधुनिक काल को तीन कालखण्ड मे विभाजित करियाजा सकता है - एक 
पुनरुत्थान काल, जिसमें ब्राहम समाज, आर्य समाज आदि सुधारवादी संस्थां 
ने सामाजिक, शैक्षणिक ओर जातिपरक सुधारोको लागु करने का आग्रह किया, 
आर्य समाजे शिन्षा-संस्था में सुधार के लिए अपने विद्यालय ओर महाविद्यालयं 
संचालित करने लगे । महर्षिं दयानंद स्वामी, रामकरष्ण ओर स्वामी विवेक्ानंदने 
भारतीय संस्कृति पर काणो प्रभाव डाला था। सामाजिक करुरीतियों का निदर्शन, 
उनको भर्त्सना ओर उनके उपचार के प्रयत्न हुए। बाल एवं जनमेल विवाहो के 
विरोध ओर विधवा विवाह के समर्थन के कुक उदाहरण निम्रांकित हैँ - 


पतरी कमर लामे केस, द्युके जैसे नागिनिया । 

काकर डारौं माई लाप कों, बारे मे कर दीनो गीतो। 

काक्र डारो जपने पतिखो, बारे यें जोडी मोसे प्रीते। 

का कर डारों अपने ईसुर को, बारे में दीनौ हमें लल्ला) 

नाहक गौने दये मोरे बाबा, बालक कत हमार रे। 

पोच बरस की मोरी लड़लङी, अस्सी नरस के दमाद। 

अगन किचकिच, भीतर किचकिच, बुदढऊ गिरे मौ बाया 
पुनरुत्थान- काल ( १<८&.५- १९२० ई.) मे जन-जागरण की भूमिका बन चुकी 
थी, जिसकी पीठ पर चदकर जाया आन्दोलन-काल (९९२०- १९४९७ ई, ), 
जिसमे अंग्रेजी सत्ता से संघर्षं जारी रहा ! वैसे काम्रेस का जन्म पहेले ही हो चुका 
था, पर रष्ट्रीयता कौ चेतना सें उफान नहीं जाया था। वह तभी जया, जब 
लोकगीतौं नै गाकर ऊर्जा चैदा कौ । कुक लोकगीतों की रचनात्मक प्रवृत्ति देखें - 

गांधी एक महत्मा उपजे, कलजुग में जौतारी बे, कै हँ हँवि, कै दू दह े। 

तिनक् तिरिया पतिवरता भई, कस्तूरी जग जानें बे, कै. । 

चरखा संग रमाईं धूनी, दोर मानस उपकारी बे, क. । 

सची बात धरम की जानी, सोड अहिंसा ठानी खे, कै. । 

मरद लुगाई लड़ी लडाई, सत्याग्रह सो जानी बे, कैः. । 

अंगरेजन सरो जबर जोर भई, हार उनहं नँ मानी बे, कै. । 

गांधीजी महाराज महत्मा, नोरो नरा मोह लिया । 

मोह लिया भरमाईइ लिया, खादी से सजवाईइ दिया । 

हात तिरेगा ञ्ंडा दै दै, सत्याग्रह करवाडइ दिया | 


७२ रगायन 


हुकुम गान्धी का निभा प्यारी बन्नी 
मोरी बल्नी पेये स्वदेसी साड्यँ | 
व्िदेसी को अगिनी में जरा प्यारी न्नी । 

संघर्ष को वाणी देने वाले लोकगीत भी प्रचलने थे, कुछ वक्की बानगी देखें - 
करित्तर के घरवार लिक गये, कित्तन खाई गोलं | 
किते दँस-हंस लूला ज्यूल, पफँसी के ज्जूलनवा। 
मैया तोरे कारन हो, बापू तोरे कारन हो) 
चना जोर गरम बाबू, मैं लाओ मजेदार । चना. ! 
चनाजो गधी जू ने खाया, जाके डण्डी नोन बनाया, 
सत्याग्रह संग्राम चलाया, चना जोर गरम । 
तुम भी चना चबेना खाओो, खाक गांधीजी बन जाओ, 
अंगरेजन यँ मार भगा, चना जोर गरम। 


गणतंच्र-काल (९९४.७- २००० ई.) मे निर्माण की साधना सिलती दहै)! अब 
अनेकता यें एकता ओर विधिन्नताओं मे समानता की खोज जरूरी हो गयी थी। 
विज्ञानी बौद्धिकता, भौतिकता, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, साम्प्रदायिकता आदि 
समस्याओं के उपचार के लिए लोकसंस्कृति ने भावप्रवणता, आध्यात्मिकता, 
समरद्धि के स्नोत, पर्यावरण, सर्वधर्मसमभाव आदि कौ दवाओं से इलाज करने का 
प्रयत्न किया है । कुछ उदाहरण देखें - 

अव्र पूजी जपनी जास, देस मे आजादी पायी | 

अब न लड़ाई -करियो रसिया, अपनो धरम गँवायी । देस नै. | 

हिलमिल रहियो अब तो रसिया, सनखो गले लगायी । देस नै. | 

एक पेड़ मथुरा जमो, डार गई जगन्नाथ । 

फूलतो फूलो द्वारका, फल लागो रे बद्रीनाथ ॥ 

मालगुजारी लम्बरदारी राजा दये लिराजरे। 

क्रिस के राजे में भये घर घर क सरदार रे) 


संदर्भ-संकेत 

१. रुकिमिणीहरण, वत्सराज, पु. ३८ । 

२. पारीकत कौ कटक ओर उसे एतिहासिक संकेत, <. नर्मदा प्रसार गस, भारतीय 
इतिहास के कुरू पहलू, ॐ. भगवानदास गु स्मृति ग्रंथ, पु. ३०० मने पूरे पाठ का 
सम्पादन इस लेखक द्भारा किया गया दें! 

३२. जे.ए. एसी. ९८५०७ "पु. २३४-३५ एवं १९८६८ पृ. १८६ 

ठ. मेरा लेख- लोकदेवता हरदौल, बरदेलखण्ड की लोकसंस्कृति का इतिहास, नर्मदा 
प्रसाद गुप्त, प॒. ३१९३ 

८५. मेरा लेर- महोवा के मनियोँ देव यश्च देवता हैँ, जर्नल अष दि मच्य प्रदेश इतिहास 


(4 


परिषद, न. १४, १९८९, पु- ८१ 

हिस्टरी जंफ़ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग ३, पृ. १८३ 
चन्देल ओर उनका राजत्वकाल, केशवचंद्र सिश्र, २.७८ - १५७९ 
संदर्भ -संकेत ऋ. २ 


विस्तृत विवेचन लिए देखे- मेरी पुस्तक “चँदेलखण्ड का लोकसाहित्य: परम्परा 
ओर इतिहास ", राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली- १९१०००२ 


भगवती "लाल व्यास 





पोच राजस्थानी लोक गीत्‌ 


(१) 

वालो लागै छ म्हारो देसडो, अलो 
वालो लागै कछम्हारो देखो, अओनलो 
केम कर जाऊँ परदेस, वालाजो 
ऊचा-ऊचा राणेजी रा गोखड़ा, अ लो 
नीचे म्हरि पीले री पाल, वालाजो 
जादलछायादेसमे, अलो 

नदिर्योँ नीर हिलोहिलरे 

जादल चमक बीजली 

चमक-चमक ञ्ञड लाय 

सरवर पाणीड़ेनेमेगयी, अलो 
भीजे म्हरि सालूडे री कोर, वालाजो 
वालो लागै छै म्हांरो देसडो, अनलो 
केम कर जाऊपरदेसख, वालाजो 


(“ऊँचा राणा जी रा गोखडा, नीचे पीलछोला री पाल गीत' 
मेवाड क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है! इस गीत के माध्यम से 
नायिका का अपनी भूमि के प्रति प्रेम लसित होता दहे) 

प्यारा लगता है मुञ्चे मेरा देश 

प्यारा लगता है मुञ्े मेरादेश, सुनो! 

मै क्यों जाऊ परदेश, प्रिय हैँ सुद्धे 

ऊचे-ऊचे राणाजी के गोर्रडे (गवाक्ष) 

नीचे मेरे पीदोले कौ पाल 

जादल छाये हैँ देश मे, सुनो 

नदियों में पानी हिलोरेलेरहादै 

बादलों मे चमक रही है बिजली 

चमक-चमक कर यह वर्षा करो 

दडीलगादेगी 

मै तालाब पर पानी भरने गई, सुनो 

भीगता है मेरी ओढनी का पल्ल, सुनो 


क्यो जाऊ मैं परदेश, 
प्रिय है सुद्धे यह अपनादेश। 


(२) 

उङ्-उड् रे म्हारां काला काग 
उड्-उड्‌रे म्हांरा काला काग 

जे म्हांरो पिवजी नायै । 
रीर-खांड रो थनै थाल परोसृं 
थारी सोने चोच मंदा, रे कक्ागा 
कद म्हांरो मारूजी जावै) 
पगल्यां मे थारे लांधू यूर 

गले सें हार पहरा, रे कागा 
कद महारो पिवजी ञजावै। 
जेशरं-उ्डनै सूण बतावै, तो थासो 
जलम-जलम गुण गाऊ, रे क्रागा 
कद म्हाँरो मारूजी अवे) 
उड-उड्, रे म्हारा काला काग 
जे म्हांरो पिवजी जावै । 


(नायिका कोए को उड़ा कर जपने प्रियतम के आगमन कच्छा 
शगुन चाहती है । कह कौए को कई प्रकार के प्रलोभनदेती दै! 
एठेसी मान्यता है कि यदि कौजा उड जातादहै तो पिय व्यक्ति का 
जागमन होता दै 1) 


७६ रगायन 


उड्-उड रे मेरे कराले काग 

उड्-उड्‌ रे ग्रेरे कात्ते काग 

यदि मेरे पियतम आने वाले हों 

रीर ओर शक्कर का थाल परोसरंगी तुचे 
सोने से तेरी चोच मदवाऊगी रे काग) 
स्मेरे प्रियतम घ्र कव जाएंगे? 

तेरे पैरों में .लांधूुगी घ्ुंष्रू 

गले मे पहनाऊगी हार, रे काग 

कलर मेरे पियतम श्र जाएंगे? 

सदि उड्‌ कर सखगुनवतादे तो 
जन्म-जन्म तेरे गुण गाऊगीररे काग 
कल म्नेरे प्रियतम र जाएंगे? 


-उ्डख्छ-ञ्डड्ड्‌ र म्नेरेः स्क्ञात्ते च्छागः 


षे 
कः 


प्ट म्केरे -िचतस्न जान व्वातस्चे ह | 


^ ॐ > 

स्केल ने अनवव्नो ग्नोरियख्परो 
म्कच्युच्चन्त रो ञ्चे उनताच्को म्नोरशिस्यरो 
ञ्य तो स्वस्तस््स्ययो अते स्नारी स्वार च्वाड्ड ! 
स्वदितस्य ते उअनांव्चो म्ोरिस् 

व्वद्ध रि म्ब््तिम्ब म्बत स्तर -उञ्ज्तरी 
अव तततो चक्र स्ोस्ना -सस्विस्णर्फर 
स्व्ेल्न्स्वां ने नंव्नो म्बोरिस्मो 
स्वास्ति ष्तूच्छ्स्मो उने च्वद्धु, च्वरारो 
-गष्च्डस्ड्न नगे -प्वच्छर -व्ट्दिस्व्वएत्व ६ 
स्वद्धेल््खां अवे च्वाच्जो म्नोारिस्यो 

म्च्डरइ -स्वुस्वरस्नी गव्या रज्र 
स्डास्तूख्नी म्रा रसतन-भअ्वंड्डारः 1 
स्कड्ेल्््खां ये अव्यो म्ञोरिस्यो 
म्र ज्नेच्छख्नी स्वाज्नुच्कव्य च्वाच्क्र्रा 
-तेल्छनि मम्चरो व्वा्ज्नूव्वंव्य रि स््तूम्व्व 
स्क्डेल्यं त उ्गचव्जो म्बोरिखो 

ग्रो देव्रर चड्डस्तो व्यत रो 
दवेरास्मी म्री चयड्डस्ने री -म्ञ्नीरख । 
स्वडेल्न्वां ने नाव्यो म्तोरिस्ो ४ 
ग्रो च्क््व्जर स्येर रो ्वाप्मो 
क्करस्व- स्वद्‌ उवे दिदिव्वतस्ते री नोत्त । 
स्क्डेलन्स्यां ते नाच्च म्बोरिखो 

म्री ध्यीखः व हडश्य रि ््द्य्डी 
उ्नंव्जाई मरि तच्यसपेत्नी रो -प्छू्ुद्त | 
स्वड्ेल््य्यां उतने उ्कांव्जौ म्तोरिरिस्रो 1 
ग्री ष्ण च्कऋ्स्तूम्नत्त च््यच्स्ती 
नष्णव्योड म्र गज्कम्नोस्च्ो रो डर । 
स्वदेल्न्य्वां ते उवव्जो म्बोरिस्मो 

ग्रो स्वादच्ज -स्स्त्रिर रो स्िच्रो 
स्नास्व्वस्नणी न्ह तो स्तेञ्नतें र -सस्तिस्मर्ड़र्‌ ए 
स्वद्धेल्न्य्यां उने उअरव्ये म्बनोशिरिस्तो 

ग्ड तो -व्वास्स्वा, उवे व्वद्ाजञ्नी. श्वर सख्जोत्त चै 


तड्डायौ म्हांरो सै परव्ार। 
सहेल्यां अ उनांबो मोरियो 
म्द लो लास्पाजी, खास््रूजी, थांरी कोख चै 
थे लो जाया उजरजण-भीम। 
स्डेल्यां ञं ांलो म्रोरियो) 
(नक्र जपने ससुराल में है । ्सन्त तु दहै। नामों सें 
म्बंजरियखां जा गई है संवाद शैली में पारिवारिक माधुर्य दुष्ट्य 
है 1) 
सहेलियो री, नाम्नो में मोर मागष्य है 
म्बधुवन के नामों मे व्लोर ग दहै 
खह तौ पसर गसाडै री स्वारे मारवाड रें 
सहेलियों री, जमो मे मोर ञ्जा गणय है 
रह सोलह सिंगार कर 
रिमञ्जिम करती महतो से उतरी 
सहेलियों, मो में मोर नाग दै 
ससू जीने परूच्छा - ट ब्रह! 
उपने नाभ्नूषण पहन कर सुद्धे दिवा 
सदैल्िसो ! जसो में मोर जाग द्ै 
मेरे सखसुर गद के राजा दै 
सास्र जी म्रेरीदहै रत्नो ककरा भंडार 
सडेल्ियो ! जमो में मोर जाग दँ 
म्रेरेजेख जी है व्नांके -व्ाजूल्ब॑द 
सजिकानी मेरी है बाजूव्बंद व्री त्नः 
सखडेल्ियो ! नामो मे मोर जाग दैः] 
मेरा देवर चुङ्लला है हाथीदब्दांतका 
देवरानी सेरी है चुडत्ते की लालिमा 
सडेल्ििसो ! जामों सें मोर ञजागए है 
म्मेरा पुत्र ष्यरका प्रकाशा द्ै 
क्रत बहू है दीये क्ती जोत 
सहेलियों नामों मे मोर नाग दैः । 
मरी पुत्री हाथ की नंगी है 
दामाद म्रेरा है चमेली क्रा त्न 
सडहेलिसो ! जमो में -मोर जाग है| 


म्बेरो नव्य च्कस्तरूम्बत्तन रग च्छो च्क्ञच्युच्क्नो 
नन्तव्य मस्र ज्नस्नोलतिस्मो च्या हार 
स्कडेत््तिय्यो ! उवास्यो ग्वे स्ोर उवा गष्ड्‌ हैः | 
म्बे -श्िरिततस्ब स्िर चा स्मेरा है 
चख्रिखततम्बा मने. उउनच्क्छी स्मेञ्नो चो न्वुंगार 1 
सडेल््तिस्यो ! उनवास्मै म्ने म्नोर उता ग्ड है । 
म्न तो ्िच्छाव्वर द्ध री ख्व 

तुम्हारे व्जोत्तो प्रर 

स्वरा है तुम्ब म्रा स्वारा -स्परिव्वार 
स्कडेल््िस्छो ! उनास्य म्बे म्नोर उतवा गाष्य है । 
प्न तो च्तिच्छाव्वरर दु -स्वास्त्‌ उनी 

तुमारी च्ऋ्नोरव् स्र 

तुम्बत्रे उनो जाखे अनवर्ज्ुल-अ्नीस्त । 
स्क्डेल््तिय्ि ! उचाम्नो स्पे म्मोर ता गस्य दै । 


` >) 

नो -त्नाख्यो -व्वेन्यी, जा -च्यरां 

म्चधांसे -प्य््व्ठि रीतो. उनो व्वाच्स्नः 

क्क्ष अरेता श्वारी स्वीय विना 

श्थारी अजाश्वा अकरेत्तना व्यासो प्प, 

स्नाड्य व्वेवी,. उताख स्रं 1 

ग्रो -गोख्वर -ग्स्काङ्ड पपस्स्तस्ो. व्यो -स्वएसव्यर्त, 
च्कररछुष्ण उर्च्खास्नी वारो स्योख लिना 

यारी नाभ्यां उउ्व्खास्ती, श्चारो -गोख्वर, 

त्नाड्यो -व्वेख उना, सच्परां । 

म्र द्टदि पपड्डय्यो चिना व्िस्नोस्मं, 

च्छ्रूष्ण ल्िस्तोव्वस्ि, -व्वास्वतस्त, स्यरी च्यीख ल्वा 
्यरारी अताभ्य्वां ्ारो व्टद्धी अचे -ल्िस्नोस्ी. 
-स्तष्ड्यो स्वे. जाय स्र । 

ग्री गाय व्कच्यी चै त्खापष्म 

व्क्रष्ण र्बोत्नैयो. व्वाव्वत्त, ध्यांरी च्यीख -ल्िनता> 
रारो अनाई स्व्बोस्तस्ती श्वारी गाास्, 

-स्वाड्यो व्जेव्यी. नाय ध्रा । 

ग्रा -व्नाच्छा रगै चै गोा- च्छस्य, 

च्करूरुप्ण चुष्याचै, -व्वाच्कत्त, श्री ध्नीख -ल््विन्ता 


गतिवान ओर रक्तप्रवाह क्रो बदादेने वाला होता डे। 





होली के अवसर पर, हर गाने वाली रोली के पास, एक गोलाकार, एक आर 
मढा हआ वाद्य रहता है- इसे चंग कहते हँ । चंग को सन से च्रिय ताल कहरवा 
हे ! कहरवे के खुन्दर ओर गत्तिवान बोल, चंग को अत्यंत मधुर ओर आकर्षक 
जनादेतेद्ें चंग को नाये हाथ यें उठाकर, हथेली पर जमा लिया जाता है । वाये 
हाथ की अंगुली में लकड़ी की एक चीप रहती डे ओर दाहिनै हाथ से उस पर 
तोल निकाले जाते दै! चंग पर चेड का चमडा काम यें लिया जाता दहे) 


दफड। 
च्चंगसे कुकूकछोटादहोतादै। 
डपः 


उत्तर प्रदेश मे चलने वाले चंग काही एक रूप । भरतपुर ओर अलवर मेडफ का 
प्रयोग भी होता दहै। 


चंगङी 


जकार में चंगसे छोरी होत्ती है ओरचंग की ही तरह, भेड कौ खाल से मंदी 
होती हे; तैकिन इसकी लकड़ी में पीतल व करसि के घष्यरे ओर ज्ीञ्ने लगे होते 
है । ्ञणकार की जावाज, इसका विश्लेष सौन्दर्य ह । 


रवंजरी 


एक ओर से मदी हई होती है 1 बकरे का चमड़ा काम में लिया जाता हे । भिखारी 
जपने गाने के साथ बजाते हैँ । कभी-कभी दोलक के साथ भी बजाते दहं । इस पर 
भी चंग की तरह बजाया जाता है, लेकिन अंगुली या हथेली के भाग को चमड़े 
पर रटिकाया नहीं जाता ! भजन में इसका विशेष प्रयोग होता ह) 


-दडीनक्छो 


गोडवकाड़ की ओरकाचंगजेसा वाद्य। 
अपंग 


यह एक तार का, केवल ताल-वाद्य दहै! इस पर बहुत ही सुन्दर ढंग से, ताल- 
वाद्यो के बोल निकाले जाते हैँ! इसको बनावट इस प्रकार होती है: एक बडे 
उालडा जैसे डिव्बे के खाली पदे यें चमडा मंद दिया जाता है । डिल्बे पर एक 
दौ-टढई फोर का लांख लगा दिया जाता है। इस पर एक खूंटी लगा दी जाती है, 
जिख पर कि तार रहताहै।! तार का दूसरा सिरा चमड़े परदहोतादै1 एक हाथ से 
र्रूटी कोकसाजातादहेखाढीलाकियाजातारहै ओर दूसरे हाथ से तार पर, ताल 
के बोलो को बजाया जाता है) इससे ताल कौ गति तो स्पष्ट समञ्च मे जती दही हे, 
साथ ही, तार के रिंचाव ओर दिलाव से, घोष में सौन्दर्य भी आलजातादहै । इसकी 


० रगायम्‌ 


आवाज भी बहुत तीव्र होती है। 

मयख्व्छी को खाली हाथ वहाथ कंकर तेकर चटकारि से भी बजाया जातादै 
ओर कहीं-कहीं इसे बकरे के चमङ़ से एक ओर मट्‌ कर भी बजाते दहै! कु 
लोग मटकी के गुह पर ही थाप देकर काम निकाल लेते है । इसे राजस्थान यें 
मार, मादो, चाडो आदि भी कहते देँ । यह सर्व-सुलभ ताल-वाद्यदहे। 


डमरू 


पदारियों के पासदेखाजासक्ताहे 1 एक हाथमे छोटे से जाकार चा यह डमरू, 
दोनो ओरखे मंडादह्ोतादहै ओर बीच के पतले हिस्से पर दौ डोरियां बंधी रहती 
है, जिनके क्रिनारो पर मोम की छोटी गोलियां रहती हैँ । नीच से पकड़कर, हाथ 
के आधे दहिलाने सेवे मोम कौ गोलियां चमड पर पडती हैँ ओर उनसे ध्वनि 
निस्त होती है । इसमें एक गति काही क्रम जथवा लय कौ अनुभूति होती हे। 
डमरू भीदटो-तीन प्रकार के होते द| 

जाथे साज 

ताल दने के लिए, एक दही प्रकार को जवति सखे बजने वाले वाद्यो को “आधा 
सखाज' माना जाता है! क्योँक्कि “ताल! देने की क्षमता तो इनमें है, लेक्छिन “स्वर ' 
देने की शक्ति नहीं हे! फ्ठिरभी अपने आप मे ये मधुर होते हैँ । इसमें हम 
मुरव्पतया मजीरो, तासला ओौर ज्लांज्ञ कोले सकतेद्ैँ। ये तीनों मजीरों के ही बडे 
मंञ्लले जौर लिये स्वरूप के नामद्ै। ये तीनों षकार के *मजीरे' कांसी व पीतल 
के पिश्रण खे बनते हैँ! इडंगसर्पुर में भी मजीरों को बजाने कौ एक विशेष पद्धति 
न्चालू है! इसे लोग वेसाताली कहते हैँ । सिर से पाव तक, स्थान-स्थान पर म्जीरे 
लंधे रहते हैँ ओर भजन गाते समय, क्रम सखेउन पर हाथ वाले मजी से जात 
कियाजाता दहै । विभिन्न मजीरों के इस क्रम के कारण, दो मजीसों की जावाज से 
यह भिन्न प्रभावदेते दै । 

कांसी कौ थाली ओर कांसीको तासक भी होती है! इन जाथे वाद्यो का महत्त्व 
बहुत देर तक गजती रहने वाली ञ्नकार है! खह मन्दिरों में जरती के सखमय 
विशेष तौर पर कामये ली जाती है। 

मन्दरो में विभिन्न प्रकार कौ आवाज को एकलित करने के लिए घंटा, ज्ञालर, 
टकोरो, चीर घंट, घडिखाल आदि भी प्रयोग किए जाति दैँ। 

इन्हीं वादयो में, घृष्से के प्रकारोंको भील लेना चाहिये) कांसी जौर पीतल के 
सिश्रण से अच्छे घुष्परे बनते हैँ छोटे-छोटे जकार के घूष्रो को रमजोलं कहते 
है । नाच में जधिकतर रमो स्त्रियां पहनती हैँ! भोपे साधु अपनी कमर में 
हुत -बङ्-लड आकार के घूष्यरे भी पहिनते हैँ 1 इनका काम केवल “ जावाज' 
देना भर होतादै।! ये सूचनादेने के काम में आतेदहै। 

इनके अलावा, आजकल, लकड्यों केदो छोटे टुकडो को हाथमे लेकर भी 


१ 


थारी भाभ्यां चुगसी, थारा बाडा, 
लाडो बेटी, जाय घरां। 

म्हारी कूण ल्यावेला घास । 
लाबल, थांरी धीय लिना? 

थारो भाई ल्यावैला, थारो घास, 
लाडो बेरी, जाय घ्रां। 

म्हारी कूण करेला रसोई, 

उनो लालल, थांरी धीय जिना 
धारो भाभी करैली रसाई, 

-लाडो बेटी जाय घरां। 

म्हारो कूण खिलावैला भतीज, 

ओ बाबल., थांरी धीय लिना? 
थारी भाभी खिलावैली, बालक्कियो भतीज, 
लाडो बेटी, जाय घ्री । 

थाने बाबल कूण केवैला, 

ओ बाबल, थांरी धीय बिना 
जसू तो भर आयानैणां में 

ओ लाडो बेटी, जाय घरां। 


पिता किवाहोपरान्त पुत्री को ससुराल जाने के लिए कह रहे दँ । 
पुत्री कौ चिन्ता यह है कि यदि वह ससुराल चली गई तो 
उसके पीहर मे वे खबर कार्य कोन करेगा जिसे वह अब तक 
करती रदी है, मसलन पानी भरना, गोबर साफ करना, दही 
बिलौना, गायों को खोलना, उनके बड को दूध पिलाना, 
घ्ास लाना, खाना बनाना, भतीजे को खिलाना जादि । पिता के 
आग्रह पर वह एक-एक करके इन कामों का हवालादेती है 
किन्तु पिताउसे क्रमशः सखमज्ञाते हैँ कि अमुक काम तेरी भाभी 
कर लेगी, अमुक काम तेरा भाई कर लेगा। अंत में जब पुत्री 
यह कहती है कि तुम्हें * बाबुल" कह कर कौन पुकारेगा तो 
पित्ता निरुत्तर हो जाते हैँ ओर उनकी आंखें छलला आती है । 
राजस्थानी पारिवारिक जीवन की मधुरता ओर सम्बन्धो की 
प्रगादता इस लोकगीत यें दृष्टव्य है| 

ओ प्यारी नेरी, घर जाओ 

मेरा परेडाःखाली है ओ पिताजी 

कौन भरेगा तुम्ारी बेटी के बिना? 


तानक 
१. परेडा - कह स्थान जहा पीने क्रे पानी के मटके तथ जल पाज रे जातं हक यह स्थान 
विशेष राजस्थानी जन-जीवन मे एक पवित्रता बोध के साथ जड़ा हञ्ना है, 


तेरी नाधिर्या भरेगी तेरा परेडा 
प्यारी बेटी, घर जानो । 
गोर सारे ष्परमेंफैलादहै जो पिताजी 
कौन उठायेगा तुम्हारी बेटी के बिना? 
तेरी भाभियां उखयेंगी गोबर 
प्यारी बेटी, घर जाो। 
मेरा दही पडा दै लिना बलिल्लोये 
कौन बिललोयेगा पिताजी, तुम्हारी बेटी के लिना? 
तुम्हारी भाभियां तुम्हारा दही भी लिलोयेगी 
प्यारी बेटी, घर जाो। 
मेरी गाय बंधी है खांणः 
कौन खोलेगा, पिताजी, तुम्हारी बेटी के बिना? 
तुम्हारा भाई रबोलेगा तुम्हारी गाय 
प्यारी बेटी, घर जाञो। 
मेरे बडे रेल रहे है गायों के ठांण 
उन्दे कौन स्तन-पान करवाएगा- 
पिताजी, तुम्हारी बेटी के लिना? 
तुम्हारी भाभियां बड़ों को 
स्तन-पान करवा देगी 
प्यारी बेटी, घर जाो। 
मेरा घास कौन लाएगा 
पिताजी तुम्हारी बेरी के चिनार 
तुम्हारा भाई लाएगा घास तुम्हारा 
प्यारी बेटी, घर जाो। 
भोजन कौन बनाएगा पिताजी 
तुम्हारी ब्रेरी के लिना? 
तुम्हारी भाभी बनाएगी भोजन 
प्यारी बेटी, ध्र जा) 
म्मेरे भतीजे को कौन रििलाएगा 
ॐ पिताजी, तुम्हारी बेटी के लिना 
तुम्हारी भाभी स्िलाएगी 
तुम्हारे नन्द भतीजे को 
₹- उण स्थान - कह स्थान जरह दुधारू पञ्यु बाधे जाते दटैः। 
८९१ 


(रि, 


(खेरी ससुराल के लिएकिदाहो रही डहै। उसके पितारं ओर 
भा उससे पूरते हैँ कि वह करटा चली 2 चिदा होने वाली ्ेटी 
अपने पीहर च्छो आत्मीय स्पृतियों से सिक्त उत्तर देती दै। 
--संवादों मे एक दही वाक्य कको जावि भावनात्मक सध्यनता 


-प्यारी बेटी, घ्र जाो । 

तुम्दं “ लाब्युलः कौन कडेगा 

ॐ पिताजी, तुम्हारी बेटी के चिना 
आंसू भर जए नयनो में 

८ जवरुद्ध कड से पिता बोले) 

प्यारी बेटी, घ्र जाो। 


(५) 

छोड र नाई सिथ चाल्या२ 

म्े थाने पृच्छां म्हारी धीव, 

म्हे थाने पृच्छां म्हारी बालको, 

इतरो बाेजी रोलाडङ, छोड +र बाई सिच चाल्या 
म्द रमती लानोस्ारी पोल, 

म्द रमती बानोखा री पोल, 

जायो सगेजीरो खूवटो, गायङ़मलत ले चाल्यो । 

म्डे थाने पृच्छां म्हारी बालको 

म्हे थाने पृच्छां म्हारी धीव 

इतरो माजी रो लाड, छोड" "र बाई सिध चाल्यार 
आयो सयसोजी रो सूवयो 

डे आयो सरोजी रो सूवटो 

ओन्लेग्योटयेली गें स्रं खटाल, पूटरमत ले चाल्यो) 
म्हे थाने पृच्छां म्हारी बह नङ, 

म्ह थाने पृच्छां म्हारा बाईसा 

इतरो वीरेजी रो दहेत, चोड '*र लाई सिध चाल्या> 

डे जयो परदेसी सूयो 

डे बागां मांसलो स्तूरो 

गह रमंती सहेय -खाथ, जोदीरो जालम त्ते चाल्यो 


निसिया, कहां चली? 


द्णतिींद्ै1) 


रमायमन 


हम तुमसे पूछते हैँ प्यारी जिटिया 
हम तुमसे प्छते हैँ हम्यारी बच्ची 


भा अ वा ० 2 
. पोल - म्रोल. खर का अगला शाय) 


पिताका इतना कात्खल्य छोडकर लिटिया, कहां चली? 

मै पिताजी की पोल" में खरेलती थी 

मं रेलती थी पिताजी की पोल में 

आया खमधी जी का तोता, वह (गायङ्मल) ले चला) 
हम तुमसे पूछते हैँ हमारी बच्ची 

हम तुमसे पूते हैँ हमारी बियिया 

माकौ इतनी ममता छोडकर बिटिया, कहां चली > 

आया समधीजी का तोता 

रे जायासमधीजीका तोता 

वह ले चला दयुण्डमें से चुन कर, वह (पूटरमल) ले 
चला । 

हम तुमसे पृच्छते हैँ हमारी बहन 

हम तुमसे पूते हैँ हमारी बाईसाः 

इतना भाई सा प्रेम छोड कर करां चलीर 

रे जाया परदेखी तोता 

रे जाया बागों का तोता 

गं खेलती थी सहेलियों के साथ जोडी का जालिमर ले जया! 





_ वाड्खसा - कहन, बेटी 
जोड का जालिम - जालिम शब्द "क्रर*के लि म्रयोग से ञज्ाता है पर यहो “जोडी का 
जालिस" प्रयोगा सध्ुर कररता का भाव द्यति है, 


3 


डो. मनोहर शर्मा 








हरसा बीर म्हारारे 


संसार भर के सादहित्ययें प्रेम के विविध रूपों पर प्रचुर परिमाणे रचनाएं हुई हैँ 
ञौर उने सर्वाधिक मात्रा नायक-नायिका को विभिन्न परिस्थितियों एवं भावोद्गारें 
से सम्बन्थित दँ । संतान के प्रति माता-पिता के हृदयम स्नेह कोजौ तीव्र धारा 
लहराती है, उसके विषय मेँ भी काफी लिखा गया है परन्तु भाई-बहन के 
निर्मल एवं -पविच्र प्रेम के गीत कम ही मिलते हैँ, यद्यपि इस स्नेह-संलंध की 
गहराई अगाध मानी गई है! इसके विपरीत जब हम लोक साहित्य कौ ओर 
दुष्टिपात करते हैँ तो वहां अनेक आश्चर्यजनक एवं साथ हौ रोचक चीजे मिलती 
है ओर उनमें विशेष वस्तु भाई-बहिन के सहज एवं सरल स्नेह को उत्कट 
अभिव्यक्ति दै । 


राजस्थान लोक साहित्य का रत्नाकर है! यहां लोकमुख पर अवस्थित भाई- 
हिन के स्नेह की तीव्रता का दर्शन करनादहो तो ' भात' के गीतों पर ध्यान देना 
चाहिए 1 ये गीत बडे ही मार्मिक हें । परन्तु इतना ही नहीं, यहां कईं एेखे “दीं 
अर्थात्‌ लम्बे गीत भी लोक प्रचलित हैँ, जिनमे भाई-बहिन का पवित्र प्रेम 
साकार हो -उखा है! उदाहरणस्वरूप शेखावाटी प्रदेश में गाए जाने वाले एसे दो 
लोक काव्यो कानाम सहज ही लियाजासकता है, जिनमें एक काल्य पिरथीराज 
ओर उसकी बहिन सुरजां से संबंधित है ओर दूसरा हरसर तथा जीण विषयक है । 
इनमें द्वितीय जनकाव्य (अर्थात्‌ हरस ओरजीण सरे संबंधित) विशेष लोकप्रियहे 
ओर वह अधिक गाया जाता दै, 


राजस्थान के सीकर जिते में हरस ओर जीण के दो जलग देवस्थान है ओर वे दोनों 
ही अत्यधिक मान्यता प्राप्त है । इनमें ' हरस ` का देवालय प्राचीन इतिहास की दृष्टि से 
जड़ा महत्वपूर्ण है ओर वहां जजकल “हरस के भैरव ' की मान्यता है, जबकि पुराने 
समय मे सहां हर्षनाथ शिव का अत्यन्त विशाल एवं भव्य देवभवन था। यह 
देवालय अब पर्वत पर नवीन रूप में दर्शनीय है । इससे कुछ दूरी पर * जीणमाता' का 
पर्वत एवं उस पर बना हा मन्दिर दिखलाई देता दै, जो एक शक्तिपीठ है। 
जीणमाता पुराणवर्णित जयन्ती देवी है, जिसका एक नाम भ्रामरी भी है। इसलिए 
गीतो मेइसदेवी को * भूरा को राणी" कह कर भी स्मरण किया जातादहै। 
सखजस्थानी जनता में सदा से धार्मिक भावना तीव्र रही है ओर यही कारण दहै कि 
यहां विशिष्ट देवस्थानो पर अनेक मेते लगते है ओर उनकी मनोती बोली जाती 
हे! लोग दूर-दूर से इन देवालयों पर आते हैँ ओर अपनी श्रद्धा के सुमन यहां भेट 
करते! हरस ओरजीणके मेले भी बहुत बडे लगते है ओर इनमें अति विशाल 
जन-समृह इकटा होता है। 


[न 
ल च+ "कन 


जो देवस्थान कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता हे, उसके सम्बन्ध में चमत्कारपूर्ण 
ऋथाओो का लोक-प्रचलित हदौना स्वाभाविक है । यही स्थिति हरस ओर जीण 
ची हे! स्पष्ट ही इनमें प्रथम शिवालय एवं दवितीय शक्तिपीठ है परन्तु भोले- भक्तों 
ने इनको कथा जथवा गीत मैं भाई-बहन के रूपमे प्रतिष्ठित कर लियादरहै ओर 
ठेखे कथानक में उनका पूरा विश्वास भी हे! यह सब जन-साधारण को सरल 
भक्ति-भावना कका उ्जवल प्रकाशन दहै, जो देरते ही बनता दहे) 


लोक कथाके अनुसार वर्तमान चुरूनामक् नगरकेपासव्से हुए घाघू के प्राचीन 
राजा घंघ कौ अप्सरागर्भसंभरूत संताने हरस तथा जीण हैँ । राजा ध्यं ओर अप्सरा 
क्रा सम्बन्ध एक शर्तं के साथ हुजा था। कालान्तर मे जब वह शर्तं टूट गई तो 
अप्सरा रानी अपने पुत्रहरसख ओर पुत्रीजीणको लेकर आका में उड गई ओर 
जागे जाकर उखने मार्ग में एक पर्वत परहरस क्रो तथा दूसरे परजीणको चिठा 
दिया, जो समयानुसार देव ओरदेवी के रूपमे लोकपूजित दए । यह कथा सहज 
ही भारत के प्राचीन कथानक “पुरुरवा ओर रर्व्ी'कास्मरण करवादेतीहेै, जो 
न्य भी अनेक नामों में रूपान्तरित होकर लोकमुर पर अवस्थित हे! 


इस विषय का जनकाव्य कु बड़ासादहै ओर उसमे कथानक काठाठदूससदही 
हे । तदनुसार हरख ओर उसकी छोरी बहिन जीण को घरेलू वातावरण में उपस्थित 
किया गया है, जहां भावज के लांछनयुक्त क्रूर कचन से पीड्ति हौकर उसको 
ननद जीण धरवार चोड तपस्या करने के लिए चली जाती है । भाई हरस अपनी 
बहिन को रोकने के लिए काफी चेष्टा करता है परन्तु जन्त में जअखफलदहौकर वह 
स्वयं भी गृहस्यजीवन को त्याग तपस्या हेतु चला जाता है! कालान्तरमे ये दोनों 
भाई-बहन तपस्या को दिव्य विभति से देव रूप धारण करके लोक पूजित होते 
है! यहां तक लोककाव्य का पूर्वं भाग है। इसके टत्तर भाग मे जीणमाता के 
चमत्कार की अलौकिक कहानी वर्णित है । जब डल देव मन्दिर को भग्नकरनेके 
लिए बादशाह क्ली सेना आतीदहैतो वहदेवी के भरो के दर्शन से पीडति हौकर 
भाग दुटती है ओर बादशाह स्वयं माता को भैर चदा कर उसको कृपा प्राप्त 
करता दे, 

इस प्रकार स्पष्ट ही हरस ओर जीण के विषयमे जो कशथानक लोकघ्रसिद्धदहैँ, वे 
भले ही एेतिहासिकता से सर्वथा दूर हों परन्तु वे बड़ी रोचक एवं सरस दहै ।इन 
दोनो कथानकं मे हरस ओरजीणको मानव रूपसेऊ्चाउठाकरदेवरूपदददिया 
गया है, जब कि पुराणकथा के अनुसार वे प्रारम्भसे ही देवरूपं! हरस तथा 
जीण विषयक शिलालेख कुक थोडे से विद्वानों के विवेचन अथवा चिन्तन से 
सम्बन्धित रहै, जबकि उनका *ज्ीडा' अर्थात्‌ लम्बा गीत जन साचारण को जिव्हा 
पर अवस्थित है ओर सम्पूर्ण विश्वास के साथ गाया जाता हे] 

स्पष्ट ही इख गीत की इतनी अधिक जनप्रियता का कार्ण इसको मार्मिक अभिव्यक्ति 
एवं तीन्र सरलता है परन्तु इसकी एक विशेषता यह भी है कि गीत में भाई के 
प्रति बहिन चऋाजो उत्कट स्नेह प्रकट हुञजा है उसकी अपेश्चा बहिन के प्रति भाई 


<^ 


मी निर्मल स्नेह धाराकम वेगवती नहीं है । बल्कि वह तीव्रतर ही है । इस प्रकार 
यह गीत भाई-बहन के पविन्र प्रेम का एक दिव्य एवं प्रकाशमान दर्थं है। 
जनकाव्य मे इस दर्थ करा दिव्य रस लबालन भरा हुदै, जो लोक हदय की 
सरल रसिकता क्रा द्योतक है। 
गीत का्रारभ हरस जौरजीणके वार्तालापसे होता है, जबकि कह (जीण) घर 
छोड कर अपने निश्चित पथ पर आगे बढ चुकती है ओौर भाई उसे मनाने के 
लिए दोडता है 1 प्रास्ताविक पंक्तियां इसी प्रकार दहै 
हरसा बीर म्हारारे, दरतो र्घांघू मेरे 
जलम्या दो जणा, 
हरस बौ अर छोटी जीण, 
जामण क्रारे जाया, अपणी जामण 
करे जलम्या दो जणा। 
हरस बीर म्हारारे, सा-लाबल 
रवोस्या म्हारा राम, 
जामण क्रारे जाया, जलमी को जायो 
रे भावज खोसियो। 
हरसा बीर म्हारारे, कुण लूद्धै 
मा जिन मन की बात, 
ओदर कारे साथी, कुणरे संवर 
उव्ठद््या केसडा । 
हरसा बीर म्हारारे, जिण दिन 
मरगी म्हारी माय, 
जामण कारे जाया, सीर पीवर कको 
रे उण दिन ऊखियो | 
(जीण अपने भाई हरस से कहती है-- ध्यांघू मेदो व्यक्छियों ने 
जन्म लिया! उनमें हरस बड़ा भाई ओर जीण उसकी छोटी बहिन 
हे । मेरे सहोदर भाई, इस प्रकार हमारी माता ने हम दोनों को जन्म 
दिया । परन्तु मेरे भाई, राम ने हमारे माता ओर पितादोनोंकोद्ही 
उखा लिया! फिर बचा मेरा भाई हरस । अव मेरी भावज ने येरा 
भाई भी मुञ्ञसे छीन लिया तो संसार में मेरा रहा ही कौन? भाई 
हरस, माता चिना मेरे हदय के सुर-दुः्ख की बात मुञ्चसे पूच्छने 
वाला कौन दहै? हमदोनौ ने एक ही माता के पेट में पल कर 
संसार मे जन्म ग्रहण किया है। अब माता इस संसार में नहींरहैतो 
मेरे उलञ्चेहुएकेशोको कौन संवारेगी> लिख दिन माताकी मृत्यु 
इई, उसी दिन पिताके धर में मेरा सांञ्ला समास हो गया ।) 


गीत कौ प्रत्येक पंक्ति के साथ 'हरसा बीर म्हारारे ', “-जामण कक्रारेजाया' ओर 
ˆ ओदर कारे साथी ' आदि दुसरावण के" बोल ' है, जो जनगीत की एक स्वाभाविक 


+ सधा 


प्रवृत्ति है ! परन्तु इतना ही नहीं, ये (नोल › हदय पर सीधा असर करने वालेदहँ। 
भाई के लिए * जीर" शब्द क्रा एवं माता के लिए जामण' छब्द का प्रयोग बड़ा 
ग्पारनर्ित दै । यहां " बीर ' शब्द मे भाई कौ शौर्य भावना ओर बहिन के प्रति 
उसकी कर्तव्यनिष्ठा परिलस्ित है, जिनकी ओर जीण बारम्बार संकेत करती दहै। 
इसी प्रकार गीत में माता के लिए जीमण' (जन्म देने वाली) शब्द का प्रयोग 
करिया गया है, जिसने जीण से पहले हरस को जन्म दिया ओौरचेदोनोंएक दही 
उदर में पोपण प्राप्त करके इस संसारम प्रगट हुए है| 
जीण क्रो भावज ने सरोवर पर लांछन युक्त कट्‌ वचन कदे थे! उसके वाग्वाणों 
सेजीणका कोमल ददय बिंधाहुजा था जत: उससे भाई के प्रति व्यंग्यात्मक 
वचन कहे बिना नदीं रहा गया । उसका दुःख सखे भरा हु रोष भाई के सामने 
प्रकट हुजा- 
हरसा बीर म्हारारे, थे भल रारव्यसो 
म्हारो मान, 
जामण कारे जाया, जद्छी उदाईरे 
वोरग चूनड। 
हरसा नीर म्हारारे, रिपियां स 
प्यारो लागै व्याज, 
जामण कारे जाया, बाबल स्रं प्सारो 
रे लागै डीकरो। 
हरसा बीर म्हारारे, मायड़ खूं 
प्यारी लागै सास, 
जामण कारे जाया, भैनड सूं प्यारी 
ध्र कौ जखतरी। 
( मेरे भाई हरस, तुमने मेरा सम्मान खून रखा जौर अपनी बहिन 
को अच्छी चूनडी ओद्ाई! भाई हरस, संसार को हवादही कुछ 
एेसी दहै कि लोगो को मूलधन कौ अपेक्षा व्याज अधिक प्यारा 
लगता है । पिता की अपेक्षा पुत्र विशेष प्रिय होता है ओर मातासे 
साख अधिक प्यारी लगती है। इसी प्रकार लोगो को बहिन को 
अपेक्षा अपनी पत्नी विशेष प्रिय होती है 1) 
जीण के इन शब्दों मे उसके हदय की पीडा बोल रहीदहै। इस प्रकार पीड्ति हृद्य 
मे ऋध वका उदय हौना स्वाभाविक दै ओर आत्मीयजन के ग्रति एेसी परिस्थिति 
सें रोष जागृत भी अधिक होता है। राजस्थान में यह आम रिवाज है कि भाई 
अपनी बहिन को चूनडी नामक ओदने का वस्त्र भेट करताहै।जीणउसी चूनङी 
क्री चर्या करके हरस को सामालिकता मिश्रित व्यक्तिगत व्यंग्यव्चवन कहती है। 
हरस को यह कब खद्य था कि उसकी पत्नी के कारण बहिन के द्दयकोषएठेसी 
चोट लगे ओर वह घर छोड़ने तक के लिए तैयार हौ जाए! उसने बहिन से 


^\9 


वापिस लौटने के लिए स्नेह पूर्ण आग्रह किया-- 
जीण मेरी बाई ए, मुड-मुड तूं धरन पादी चाल, 
मेरी मां की ए जाई, हरसो तो ऊूभो करे ए मनावणां । 
जीण मेरी बाई -ए. असी ए कनव्टूयां को सिमाद्यू घाध्यरो, 
मेरीमां की ए जाई, ओर मंगाद्यु दिर्णी चीर, 
मोत्यां जडवाद्युं ए थारी रार । 
जीण मेरी बाई -ए, हीरां जङडवाद्यं थारो हार, 
मेरीमाको ए जाई, बिछिया घडवाद्यं थारो हार, 
मेरीमाको ए जाई, बिलिया घडवाद्यं ए बाई बाजणा। 
(मेरी दुलारी बहिन जीण, तू घर लौट चल। मेरी सहोदरा, तेरा 
भाई हरस सब तरह से तेरा मन राजी करने के लिए तैयार दै) मैं 
तेरे लिए अस्सी *कली' का अच्छा खासा घाध्रा सिलवा दूंगा; 
तेरे लिए “दिस्रणी चीर' (ब्दिया ओदना) मंगवा दुगा, मै तेरी 
 रारव्डी ' मोतियो से ओर तेरा हार हीरो से जङ़वा दूंगा! मेरी 
सहोदरा, बजने वाले घुंषघरुओं से युक्त “ बीखिया' नामक गहना 
भी तेरे लिए तैयार करवा दूंगा। तूं घर लौट चल ।) 
नारीको स्वभाव सरे ही गहनो ओर कपडो का विशेष चाव होता है । हरस अत्यंत 
स्नेहपूर्ण शब्दो मे उसे इन सब चीजों को सुलभ कर देने के लिए कहता है । परन्तु 
उसके शब्दों मे केवल लौकिक प्रलोभन नहीं है। इन शब्दों के पीके हरस के 
इदय का अकरत्रिम ओर अदूर स्नेह है, जो जीण मेरी बाई ए' तथा 'मेरीमाकी 
ए जाई ' जेसे लारम्बार किए गए सम्बोधनों से टपका पडता है । जीण अपने भाई 
के स्वाभाविक स्नेह को समञ्लती है परन्तु उसको अपनी भावज के *बोल' 
भुलाये भी नहीं भूलते-- 
हरसा बीर म्हारारे, एक जओदरमेरे दोनूं लौरिया, 
जामण कारे जाया, एकै मायड को चूंघ्यो दूध, 
एकै पालणियै रे दोन ञ्ूलिया । 
हरसा बीर म्हारयारे, भैनङड्‌ भाई को गाढो चेह, 
मेरामाकारे जाया, पर रकी 
आईरेवक्ातो तोडियो। 
(मरे भाई हरस, हम दोनों ने एक ही माता के उदर में -पोषण प्रास्त 
कर के जन्म ग्रहण कियाहै। फिर हम दोनोंने एक दही माता का 
स्तन पान क्रिया है ओर हम दोनों एक ही पालने में न्ूले हे। 
हमारा भाई ओर बहिन का स्नेह प्रगाढ है परन्तु पराये घर की 
लड़को अर्थात्‌ मेरी भावज ने इसको तोड़ डाला ।> 
लोक- गीतो मेँ ननद-भावज कौ चर्चा अनेकशः आती है । उनमें ननद अपनी 
भावज को तंग करती है परन्तु जिस ननद के माता-पिता मर चुकते है वह अपनी 


८८ रगायनं 


भावज के व्यवहार से पीड्ति हौती है! प्रस्तुत गीतयेंदेसादही दै) प्राय: भाई 
पनी बहिन का पन्न लेकर पत्नी का पक्षलेता है, जिससे उखक्री (पत्नी क्री) 
हिम्मत बढ जाती है । परन्तु इस जनकाव्य का भाई हरख एेसा नदीं है । वह बहिन 
कर लिए अपनी पत्नी तक को पीहर में छोड देने के लिए तैयार हो जाता है-- 
जीण मेरी बाई ए, भावज थारी 
जासी अपणी माय क, 
रखी वा भवजङयां के माय, 
जामण कको एक जाई, भायां कै स्ट 
ऊमर कारसी । 
(गेरी दुलारी बहिन जीण, तुम्हारी भावज अब अपनी माता के 
ध्र में रहेगी ओर अपनी भाशियों के साथ दिन करेगी, जिससे 
उखे भी पताचलजाए कि लौकिक व्यवहार क््यादै।!तुंघरलौट 
चल ! जब तेरी भावजं को उम्र जपने भाइयों के खहरे से कटेगी 
ओर वह कभी अपनी ससुराल मे नहीं रह सकेगी! तूं घर लौट 
चल!) 
जीण तो शपथपूर्वक घ्र छोड़ने का निश्चय कर चुकी थी, अतः कह वापिसखलौर 
ही कैसे खकती थी> उस्ने भाई के सामने अपना दुद्‌ निश्चय प्रकट किया-- 
हरसा बीर म्हारारे, सिरर योङ 
रे सूरज मुड़ चले, 
समै भी गयोडो मुड ज्याय, 
जामण कारे जाया, जीण जायोडी 
रे पाी ना मुडे। 
हरसा बीर म्हासारे, जम पर गयोड्ा 
भूरा मुड़ चै, 
वादव्ठ क्रो बरुदां मुड़ ज्याय, 
जामण कारे जाया, जीण आयो 
रे पाद्धी ना मुडे। 
हरसा बीर म्हारारे, समंदर स 
नदियां `पाचछी जाय, 
पेरीमाकारे जाया, जीण जायोडीरे 
पादी ना मुदे । 
हरसा बीर म्हारारे, सोगन मँ खाई 
सरवर पाच्ठ पै, 
जडो तो लीन्यो सूरज देव, 
जामण करा रे जाया, भावज को 
न्यादूयो रे कव्ठेंक उतारस्यू। 


८९ 


हरसा बीर म्हारारे, जासतो स्र 
भं परबत-ुगरां, 
हर सरं लगास्युं नीरा हेत, 
जामण कारे जाया, जीतां जी 
रहस्युं रे बीरा ऊजव्टी। 
(मेरे भाई हरस, आकाश के मध्यभाग में आकर सूर्य भले ही 
पीर को ओर मुड़ चले, चाहे बीता हुआ समय वापिस आ जाए, 
परन्तु मेरे सहोदर भाई, तुम्हारी बहिप जीण कभी लौट कर वापिस 
नहीं जा सकती! मेरे भाई, चाहे यमलोक पहुंचा हा प्राणी 
वापिस धरती पर लौट आए, चाहे बादल कौ बृंद नीचे पृथ्वी पर 
न गिर कर ऊची आकाश में चली जाएं, चाहे नदियां समुद्र की 
ओर चलती हुई वापिस लौट पड़े परन्तु मेरे सहोदर, जीण कभी 
वापिस नहीं लौट सकती । मेरे भाई, मैने सरोवर की पाल पर सूर्य 
देव को साक्षी जना कर शपथनली है कि भावज का लगाया हुआ 
कलंक उतारूगी आजौर भगवान से नाता जोड कर इस संसार में 
सर्वथा उज्ज्वल बन कर र्गी । अतः मेरा वापिस घर जाना संभव 
नहीं है ।) 
बहिन जीण के दृढ निश्चय को सुन कर भाई हरस को वह समय याद आ गया, 
जन कि उसके माता-पिता ने मरते समय उसे भाई कौ सुरक्षा में छोड़ा था । मृत्यु- 
शैया पर पड़ हुए उसके पिता ने कहा था-- 
जीण मेरी बाई ए. मरती तो बरियां 
ए बाबुल यूं क्यो, 
एक घणेरो मन में सोच, 
मेरा मोभीरेबेटा, लारांतो छोडी 
रे भोव्टी चिडकली | 
हेलो तो देय जलिमांतो साथ, 
सञ्च सबेरी रे लेतो वारणां, 
होवैली सां्-सबेरी रोज, 
भोजन की बरियां रे ऊभी रोयसी | 


(मरते समय पिताने कहा था- मेरे मने एक बात की बङी 
चिन्ता है 1 मेरे प्यारे बेटे, चिड्या के समान भोव्टी-भाली जीण 
को मने पीके छोड़ा है। भै प्रातः सायं उस पर न्योछावर जाता था 
ओर पुकार कर अपने साथ भोजन करवाता था। जब भी प्रतिदिन 
प्रातःकाल होगा ओर संध्या आएगी परन्तु मेरी लाडली बेटी मुञ्चे 
साद करके भोजन के समय रोया करेगी ।> 


मरणासन्न व्यक्ति के इन शब्दो में करुणरस की तीव्र धारा प्रवाहित है, जो पत्थर 


< ~+ नगान 


चो भी पिघलादेती दै) लगभग इसी प्रकार क्रा वचन हरस की मरणासन्न माता 
क्रा भी दहै)! ये स्थल बड़े ही मार्मिक हैँ ओर इन्दी ने इस काव्य को इतना 
प्रभावशाली बनाया है! हरस के हदय पर इन शब्दों का गहरा प्रभाव जमा हुआ 
था, अतः वह अपनी छोटी बहिन जीण को कभी अकेली चछोडने के लिए तैयार 
न था। उसने खब तरफ से मन को हटा कर जपना अन्तिम निश्चय जीण के 
सामने प्रकट क्ििया- 
जीण मेरी बाई ए, जाऊलो एक दिन दरगा मांय, 
जामण को ए जाई, मौँ-बावलं लुञ्धै 
ए थारी वारता। 
जीण मेरी बाई ए, मुर्रडो दिखा 
ए क्यू कर जाय, 
जामण की ए्‌ जाई, कांड बताऊ ए सायर लाप 
जीण मेरी बाई ए, पाथर ज्यूँ जौङ्कू 
वाल्टौ राज. 
जामण को ए जाई, भाकवज थारी 
छद्‌ ए पीवर ज्ूरती। 
जीण मेरी बाई ए. जीवतो बिक 
थां सूं नांय, 
जामण कौ ए जाई, मोत लिोवो ए 
भेनड़ धालसी । 
(मेरी दुलारी बहिन जीण, एक दिन मुद्ध भी भगवान के दरबारमें 
जाना है । वहां जपने माता-पिता भी उपस्थित मिलेगे। यै उनको 
अपना मुंह किस प्रकार दिखला सकूगा? वे तुम्हारा हाल पूकछेगे, 
उस समय र्म उनको क्याकदूुगा? मेरी सहोदरा, मै ककर-पत्थर 
के समान अपना राज्य छोड दूंगा । तुम्हारी भावज अपने पिताक 
घ्र मे बीते समय को याद करके कष्ट भोगती रडहेगी। परन्तु 
जीवित अवस्थां मै तुम से लिद्खुड नहीं सकता! मेरी दुलारी 
हिन, मेरा ओर तुम्हारा अलगाव तो मृत्युदह्ी कर सकती दै।) 
इख प्रकार बहिन जीण ओर भाई हरस दोनों ही अपने निश्चय पर अडिग थे! न 
जीण वापिस लौटने केलिए तैयार थी ओरन हरस दही उसे अकेली छोड़कर घर 
जाने के लिए राजी था । फलतः वे दोनो एक ही पथ पर जगे बद गए । भाई एक 
पर्वत पर ब्रेठ गया ओौर बहिन ने दूखरे पर्वत पर आसन जमाया । उन्होने एक दूसरे 
को पीठ देकर तपस्या की, जिससे कि माया-मोह न सखताए ओर तपस्या भेंगन 
हो । अंतमे वे दोनों ही देवरूप में लोकपूजित इए ओर आज भी उनको उसी 
प्रकार पूजा होती दहै। 
प्रस्तुत जनकाव्य का सरस ओर साहित्यिक रूप इस पूर्व भागमेंदही है! उत्तर 


९१ 


भग में तो देवी का चमत्कार संक्षिप्त कहानी के रूप में गाया जाता है ओर उसमें 
कोई विशेष मार्मिक स्यल नहीं है। ठेसा प्रतीत होता दै पानो वह अंश गीतमें 
पीके से जोड़ दिया गया हो । बादशाह ओौरंगजे के जमाने में हर्षनाथ का विशाल 
शिवालय भंग हो गया परन्तु किसी कारण से जीण माता का स्थान रश्ित रहा। 
ठेसी स्थिति मेंडइख गीत के उत्तर भागमें हरस कौ उपस्थिति जआवश्सक न समञ्च 
कर जीणमाता ची ओर लोकगायक का ध्यान चल गया प्रतीत होता है। वहां 
शकि ऋ दारा बादशाह को परास्त करवा कर भक्त गायक ने संतोष लाभ किया 
दे । यही कारण है कि प्रस्तुत जनकाव्य को *जीणमाता को गीत' कहा जाता हे 
परन्तु वास्तव में देखा जाय तो यह "हरस को गीत' है। इसके पूर्वं भागमें, 
जिसके कारण इसे इतनी अधिक लोकप्रियता मिली हे, हरस का चरित्र प्रधान 
रूप से चित्रित हुआ है । हरस त्याग का आदर्श हे । उसने अपनी बहिन के लिए 
राज-पाट ओर पत्नी सन का पल भर में परित्याग कर दिया ओर वह अपनी 
दुलारी बहिन के साथ ही तपस्या करने के लिए अग्रसर हो गया। 

यह कथानक अद्वितीय है ओर इसकी अभिव्यक्ति असाधारण है । बहिन के लिए 
इतना त्याग करने वाले किसी दूसरे भाई का चरित्र दुर्लभ है। एसी स्थिति में 
प्रस्तुत राजस्थानी जनकाव्य को लोकसादहित्सय कौ एक बेजोड़ चीज ही कहना 
पड़गा । इस महत्वपूर्ण रचना से राजस्थानी साहित्य गौरवान्वित हे । 


राजस्थान च्छी एक करुण प्रणय कथा 
मदनगोपाल शर्मा 


कोई अखनकंवारी कार्ठो चढ रही 


तलोक खादहित्य ककरी दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदे है। खनिज सम्पत्ति क्री 
भोति यरद क लोक साहित्य का भंडार भी अदूट जओौर अपार है। इस भंडार में 
लोकगाथाओं के एक सरे एक उज्ज्वल ओौर अमूल्य मणिमाणिक लिखे पडे द | 
इन सब लोक गीत गाथाओ में राणा कवा कौ कथा अपनी अनूठी चमक- 
दमक रती है । राजस्थानी लोक गीत गाथाओं में जिन प्रमुख सात देवियों को 
प्रणय-कथा्प जन-जन के मानस में मुखरित हैँ उनमें लाच्छां भी एक है । राजस्थानी 
महिला समाज इन्दं खदा से खात बहिनों के नाप से जानता-मानता जयादहै? क्या 
हुजाजौ ये सगी बहिने नहीं है! इनके जीवन मे त्याग ओर उदात्त प्रेम काजी 
सामान्य शत्रुदै उसी सेये रक्त सम्बन्धसे भी अधिक दुद्‌ता से प्रगाद्‌ बहनापेमें 
बंधी हुई है । इन सातो बहनों में लां का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है । उसकौ 
निर्बोध सरलता ओर उसके सतीत्व का कौमार्य उसकी अपनी विशेषता है ओर 
उसके प्रेम कौ उत्कृष्टता ओर त्याग भावना भी अद्वितीय हे। 

इस लोकगीत गाथामें प्रेम के जिस स्वरूप का उद्घाटन हुजा है वह नितांत 
निर्बोध ओर पावन दहै! राजस्थानी रमणी कौ शिशु सुलभ सरलता, सौन्दर्य के 
अदूर जकर्षण हदय के सहज समर्पण ओर विरहक्ी मर्मान्तकि व्यवस्था के 
स्वच्छ निर्मल सूतो से इस रंगीन करुण कथा-पट कौ रचना हई हे । 


यह लोक-कथा थोडे हेर फेर के साथ राजस्थान में एक सिरे से, दूसरे सिरे तक गाई 
जाती हे । फेर-बदल शब्दो मेही हे । कथाका मूलाधार एक ही है इतना ही नहीं उसकी 
सूल अनुभूति भी एक रस ओर अखण्ड हे । गीत की प्रत्येक कड़ी क्रा “राणा काचो " 
इन दो शब्दों के साथ करुण अन्त में पर्यवसान होता है । लगता है कि कथा क्ो नायिका 
लाकं की सांस-सांस यें जपने प्रिय राणा काछ्वेकाजो नाम बखादहुजाहेउसीको 
प्रतिध्वनि इस रूप में इस गीत की कड़ी-कड़ी में गुंज रही है मानो लाच्छं इन गीतो के 
रूप में अपनी भावनाजं की अन्तिम धरोहर भी राणा के नाम दही कर गई है! 

अन्य अनेक लोकगाथाओं की भति राणा कद्ुवा की इस लोकगाथा का एतिहासिक 
व॒तांत भी अज्ञात है । अन्य प्रमाणो के अभाव में केवल शब्द सास्य के आधार पर 
ही राणा हमीर या ककवाहा कुल के साथ इस सम्बन्ध में ेठना उचित न होगा । 


ेतिहासिक स्वरूप इस गाथा कालजोभी रहा दो, लोकमानस में इसकी सत्ता युगौं 
से एक सी मुखर चली आ रही है । सावन कौ रिमद्चिम में ज्लूला ञ्ूलती इड, 
बरसात की किसी रंगीन सुहानी सांङ्च को खेतो से लौटती हुई या चैत्र वैशाख कौ 
किसी उजली चांदनी रात को छत पर इकट्टी सिल बेटी ग्राम-ललनाओं के कठ 
से जब इन गीतों कौ कडियोँ उमडती है तो राणा क्कुबा ओर लाछां को तस्वीर 
ओर इनकी प्रणय कथा खों के आगे तैर उती है। 


कितनी जबलोध थी वह गोरी-गोरी भोली-भाली लां जिसको भाभी अपनी 
स्वार्थं सिद्धि के लिए उसे चुटकियों में बहलाने मे सफल हो गई । साथ ही वह 
भी कितनी भाग्यवान थी कि उसकी सगाई बचपन में ही परम वीर ओर रूपवान 
राणा हमीर के साथ दहो गई थी। राणा हमीर जिसका नाम बुजा ने लाड़-प्यार से 
काछवा (कदु) रख दिया था ओर बचपन से ही वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो 
गया था। 

लाखा के भाग्य का यह जो प्रथम पृष्ट खुला, कितना स्वर्णिम था? किन्तु शीघ्रही 
उसकी भाभी के क्रूर हार्थो ने उस पर अपनी करतूतों कौ काली स्याही फेर दी 
क्योकि पीहर में उसका अपना सगा भाई जो अनव्याहा बेठा था । अपने स्वप्न को 
साक्छार करने के लिए योजना के विषवमन को सुजवसर भीउसे एक रात शीघ्र 
ही हाथ लग गया) 

नचांदनी रात थी)! चांदी-सी उजली चांदनी चिरकौ पड़ती थी। एेसे समय बाई 
लांचछा अपनी भाभी के संग जल भरने के लिए निकली । आगे जगे ननद थाी 
ओर पीरे-पीरे भावज। सरोवर के तट पर पहुंची तो गगरी कगार पर रख दी- 


यंदा थारी चंनणी-सी रातजी 

(कोई) बाई तो लाल पाणी नीसरी; 
अआगै-आगै नणदल बाई रो साथजी 
(कोई) लार छ्िणगारी भावज नीसरीः; 
गई-गई सरवरिए री पालजी 

(कोई >) घड़लो तो मेल्यो सरवर पाल पै 


सरोवर के तट पर गगरी रखकर लाहछ्छां ने हाथ पांव धोए ओर सैकड़ों कुल्ते 
किए! न जाने आज वह क्यौउमंगमे थी । भाभीनेउसको ये चेष्टाएं देखी । लाछछां 
ओर अपने भाई को लेकर आशा ओर निराशा के भाव उसको कल्पना में डूबने 
उतराने लगे। न जाने उखकाजीकैसाहो उठा । आखिर वह एक मधु व्यंग कस 
ही तो बेठी-!हे मेरी लाडली ननद बाई, आपने किस बात पर हाथ- मुंह धोए 
ओर किस खुशी में सैकड़ों कुल्ते किए? * यौवन ओर लावण्य की उमंग-तरगों 
मे ञ्ूमती हुईं लां ने निर्दर भाव से कह ही तो दिया- “* हे भावज, हमने अपनी 
मन मरजी से हाथ-मुंह धोए ओर अपनी मौज मेड सौ कुल्ले किए्‌1'' 

यह उत्तर सुनकर भावज के जी मेँ जाया कि कोई तिलमिलाता हुआ जवाब दे। 
लेकिन बिगाड़ करना ठीक न समञ्च कर चुप रह गई । सरोवर के जल में चांद 
तारों के साथ आंख सिचौनी खेल रहा था ओर किनारे के मौन मुग्ध वृक्ष अपलक 
यह दूश्य देख रहे थे । बालू के ठंडे टीलों पर थकान मिटा कर आता हुजा पवन 
अल्हड़ता से लाच्छां न जाने किन तारतरल सपनों मे खोई हुई थी । अकस्मात जल 
मेरप-रूप का शब्द हुआ । ला्ां न देखा एक विचित्र आकृति का जीव जल में 
चला आ रहा है । उसने आवाज से अपने कौतुहल का समाधान चाहा-- 


ˆ “हे भावज, यह जलम कौन जीवरेगाजा रहा है, जिसकी पीठ पर विचित्र 


रेखा्पँ अंकित हैँ 1" 
यही सुअवसर था लाकं के भोलेपन का लाभ उने का। भाव्ज ने मुख पर 
सहज अकुचचिमता का भाव लाने कौ चेष्टा करते कहा-- 

यो कै लार थारोडो भरतार जी 

( कोई) जल को जिनावर राणो काचवो 

यो छै लाच्छं थारोडो भरतारजी 

(कोई) मंगरां पर मांड्याजी कै मांडणा 

थे छो -ए लाख्छं जिनवारी जीमणहार जी 

(कोई) गार गवोडे राणो काछबो 

थेक्छो ए लांच पिलंगा री पीदणहारजी 

(कोई) कुरडी पर लोट राणो कारवो 
लाछछां भावज से यह सुनते ही दंग रह ग्ई। क्या जिस वर क्री मन दही मन कह 
कल्पना करती थी उसका खही रूप है । उनके स्वप्न एक बारगी ढह गए 


उसने उतावली से कहा--““हे मेरी भावज, जल्दी घडा सिर पर ऊचाओ। हम 
इख वर को अस्वीकार कर देगे।1'' भावज ने प्रसन्न होकर कहा, ““हे मेरी ननद 
बाई, मेरे भाई से विवाह करोजो कटे बंदी का राजा दै 1" 
घर जकर लाच्छां ने मां से जाग्रह कर सम्बन्ध तोडने का संदेश ऊट पर सखवार के 
हाथ शीघ्र दही राणा के पास जवा दिया- 

नाई को जी नाई को चाल्यो ढलती रातं जो 

(कोई) दिन तो उगायो काचक देश में 

खोलो जी खोलो सुजड़्‌ किवाङ्‌ 

(च्ोई) बायर तो रबा छै लेर संदेसडा 

किणरा ओ नाईका कागद थारे हाथ 

(आओजी) किणरा तो ल्याया आज सन्देखसडा 

खायो जी राणा कागज लेवो हाथ 

(कोई) बाई तो लाच्छां भेज्यो ओलमां 

थारा आओ नाईक्छा करवलिया पिलाण 

ओ म्हे तो परणांगा दूजी ठोर में 
यहां आकर लगता है कि जैसे अब कोई समस्या नहीं रदी है । जोह्ुञजासो ठीक 
हा । लेकिन नहीं यही वह स्थान है जहां कहानी एक मोड़ लेती है । एक देसा 
मोड तेजी से उसे करुणाजनक् अन्तको ले जाता है। 
लाछ्ां के लिए कवा राणा की बात एक भूला हुआ खपना बन जाती है कि एक 
दिन नगरी में बारात आई! बड़े गाजे-लाजे, बड़ी धूमधाम} लाच्छां आवाज से 
पूा-- 

९६८ 


अरे ज सियो घूर्यो छै तिसाण 

आ कृणसो तो राजा परण पध्यारियो 

कृण ए भावज डव्बो दीन्यो खोल ण 

कुण तो यो अन्तर म्र चिड्कियो? 
भावज ने उत्तर दिया कि यह तो काकछवां राणा की बारात दहै! सहेलियों को साथ 
ले लाच्छां दूल्हा ओर बारात देखने चली । ज्ञरोखों से युक कर देरखा-- 

व्रीजा ष्‌ लाहा घुरलां असवार 

ज हसती कै हौदै राणो काछवौो 

ओौरां कै तो मुरक्री भलकै कानजी 

(कोई) उजला को मोती राणो काछवो 

ओौरों कतो सीस सुरंगी पागजी 

(कोई) काक कै सोन जांको सेवरो, 
जब राणा काछवे का यौवन ओर सौंदर्य से देदीप्यमान रूप लाच्छं ने देखा तो एक 
साथ उस पर बिजली सी गिर पडी। उसकी भावज ने कितना बड़ा विशूवासघवात 
उसके साथ किया था । ओर फिर उसे याद आया राणा के पास अपना सम्बन्ध तोड़ने 
का संदेश भिजवाया क्या यह राणा का अपमान नहीं धा? दुःख ओर ग्लानि से 


उनका हदय भर आया । उसकी आंखों के आगे अन्धकार चछा गया। कह धडाम से 
मूर्छित होकर गिर पड़ी । सहेलिर्योँ बड़ी कठिनाई से उसे होश मे लासकं। 
किन्तु लाकं तो एक निमिष के दर्शनसेदह्ीपूर्णतःराणाकोहो चुकी थी । काश, 
वह राणाकेचरणोंमेंदासीरूपसरे ही रह पाती ओर अपनी भूल का प्रायस्चित 
उनकी सेवा के रूपये कर पाती! लेकिन क्या यह संभव था। पुरुष कितने दही 
सुन्दर ओर वीर दहो आखिर निर्ममतोहोतेद्दीद्े। 
फिर भी लाकछां ने ज्योतिषी को बुलाया ओर उनसे पूछा कि क्या राणा के आगमन 
का कोई योग है। ज्योतिषी ने पंचांग देखा । कोई योग नर्हीं धा । लेकिन नहीं 
कहना तो शिष्टाचार विरुद्ध ओर जश्ुभ था जतः बोले- 

गिणल्यो एे गिणल्यो लाच्ां पीपलेडी रा पान 

इतरा तो दिना मे जवै राणो काछवो ! 


लाकं जब वह भोली लाच्ां नहीं रही थी । वह ज्योतिषी की बात का मर्म समञ्च 
गइ तो इस जीवन में राणा से मिलने कौ कोई आशा नहीं ? फिर क्या होगा जीवन 
से इस भार को टोकर? काश, अन्तिम समय राणा दुपद्धा डालने ही आ जाते कि 
वह सुहाग लाभ तो पालती, कितु नहीं उसकी यह इच्छा भी अतु ही रह गई- 
सहियो ए सहियो चिताद्यो चिणाय रए, 
(कोई) अखन कवारी काटां काठां चद्‌ रही? 
उस चिर कुमारिका कौ साध भी चिर कुमारी ही रह गई! राणा करा दुपद्धा गिरने 
के पहले ही उसके जीवन पर आयु कौ यवनिका पड़ चुकी थी। 
<९& रमयन 





भील आदिकासियो मे राई-नत्य हर की प्रचलितहै लेकिन राजस्थान मेउदयपुरसेलगे 
ग्रामीण इलाके मे इस नृत्य ने गवरी के रूप मै व्यापक स्वरूप अखितियार किया है। 


गवरी मै भील के राई-नत्य के अश तो समाहित है हयी किन्तु यह अनुष्टान एक 
अधिक संश्लिष्ट ओर सारगर्भिति सामाजिक अभिव्यक्ति कारूप धारण कर चुक्राहै। 
मूलत. गमेती भील (कह भील जो स्थायी रूप से ग्रामीण इलाक्रो मे बसर चुकेहै ओर 
जिनकी आजीविका खेती नन चुकी है) काअनुष्टान होने के ककजूद गवरी की रसा 
अन्य ग्रामीण जातियों मे भी है। गवरी मे गवि के क्टुम्हार से लेकर अन्य सभी जातियों 
के लोग किसीन किसी रूपमे शरीक रहतेहे। 


उदययुर क्षेत्र मे भीलोके राई नृत्य का गवरी के रूपमे प्रस्फुटन शायद इसलिए 
सम्भव हआ कि राणा-प्रताप के समय सै भील जनजाति यहाँ के शासक राणाओ के 
निकट सम्पर्कं मे आई ओर यही कारण है कि उदयपुर के राज-ध्वज पर जहो पर एकः 
गोर राजपूत योद्धा है वही दूसरी ओर एक भील योद्धा भी हे । शायद इस निकटता का 
परिणाम हयो कि उदयपुर श्चेत्र मै भील जनजाति के लोग अवेक्षाक्रत अधिक सम्मानजनकः 
सामाजिक हैसियत रखते हैँ ओर वे अपने को भील न कहकर गमेती (ग्रामीण) कहते 
है। हिन्द्र आचार-व्यवहार का प्रभाव भी यके भील पर अपेक्षाक्रत अधिक हे 


गवरी भाद्रपद मे रक्षा-बन्धन के दूसरे दिन आरम्भ होकर त्रिरन्तर ऋलीस दिन चलने 
काला अनुष्टान है / अगर वर्षा ठीक-उाक हो ओर खेती मे खाद्यान्न क स्थिति खुद्द 
हो तो कील-समुदाय के लोग इकट्टे हयेकर देकी के मन्दिर मे गौरा देवी को निमन्त्रण 
देने जाते है जिसे क पातीदेनेके नाम से जाना जाता है । पाती का शाब्दिक अर्थहे 
पत्र ओर अभिप्रेत अर्थ है निमन्त्रण, अगर देवी प्रसन्न हो तो कह यह पाती स्वीकार 
कर लेती है लेकिन यह भी ससम्भकहै कि देवकी किसी कारण उस ग्रामीण सयुदायसे 
नाखृश हो ओौर कह यह नियन्त्रण अस्वीकार करदे।कभी-कभीदेकीरुष्टह्ीत्न भरी 
वे कुरू शर्वो के साथ यह निमन्त्रण स्वीकार कर लेती है ओर देकी के निमन्त्रण 
स्वीकार करलेनेके साथ ही ्युरूहो जाता है चालीस दिन का यह अनूखा जनुढान। 


भील समुदाय मै देसी सान्यता है कि पार्वती भील कन्या है । गवरी-अनुष्टान पार्वती 
अथत्7 गौरी के अपने सजातियों के नीच रहने आने का अनुष्टान है । चलीसर दिन पूरी 


जाति दैवीय सानिध्य का अनुभव करती हे! देशकाल के यथार्थ से परे एक कल्पित देश्- 
काल मँ सामुदायिक विचरण ही यवरी का लक्ष्य या कि अभिप्रेत है। अनुष्ठान मेँ 
भूमिका निभाते वाले भोपौ एवं अन्य मुख्य पात्र (दो राईय कुडिया जो कि शंकर का प्रतीक 
है कृटकडिया (जिसे काटकीय युहावरे मे सूत्रधार शी कहा जा सकता है) अनुष्टानिक तौर 
पर गाव के देवरे मेसिलेहृए जो क्स्त्र धारण करते है वे उनके बदन से चालीस दिन तक 
नही उतरतते। पूरी जाति का एक सुदाय मे यह रूपान्तरण (7)-८75217714107) इतनी 
लम्बी अकधि के लिट्‌ गक्री के अलाकाकिसी ओर अनुष्टान ये भी मिलता हो मुद्ध ज्ञात 
नही इस दौरान पूय जाति मंस, मदिरा एवे यौन-सम्बन्ध से पूरौ तरह परहेज रखते हृए 
एक पवित्रता मे विचरण करती है जो उसे इस लोक से यरे दैवीय साहचर्यकी अनुभूति 
कराता हे। इस अनुष्ठान के दौरान अपने गावि के अलावा गवरी सयुदाय आसपास के उन 
व म भी किचरण करता है जिनसे उसका नेटी-रोरी का रिश्ता है, 


जातीय विथक एवं अन्य देशज अनुभवो की अभिव्यक्ति करने काले छोटे-छोटे प्रहसन छौ 
नाटकय प्रस्वृवि गक्री अनुष्ठान का प्रमुख हिस्सा है। गवि की चौपाल या गोव के नीचे 
किसी गदान ये प्रातः करीन 7 बजे भाला रोपकर उसके चारो ओरके घेरे को जल से पवित्र 
करके इन प्रहसन या आख्यान का नाटकरीय म॑चन आरम्भ होता है जो सायकाल सूर्यास्त ` 
तक जारी रहता हे ओर अनुष्ठान कौ समाति ह्येती है चालीसरवे दिन गवरी की प्रतिमाकेगोवि । 
के तालान गै विसर्जन के साथ जिसे “पलावण' कहा जाता है, 





#।४। | 
1 1 ५ | 


॥ 









॥ 
॥| 


1. प 
५ 4४ 1 | #) 
८ 09 








#1। 


$. 4 


1 | 
॥ | 
9 3.0 411 


4.0 





॥ 





॥ 
४ 


गवरी के भोपे । इनकी संख्या पाँच से सात तक होती हे ओर ये देवी-देवताओं को द्योतित करते है। 





मन्दिर में पाती देते हृए। 





मन्दिर मे पाती देते हए । 





भाला रोप कर अनुष्ठान का आरम्भ जन विभिन्न प्रहसनों का मंचन भी शुरू होता है । 









| न; 
र 1; 
0. 
4 । 
५ ^, 01 
111 
# ˆ । १५ 
| 
॥\ ५ ॥ ॥ 
1141 # 
|. ^| 
र 1 
४ 
ए... ५ श 
। 9 ् /1 
+: प १ 


(१९॥ 


१ 
/ 











# 
। न ॥ 1 
१० ¢ श । 





न ¢ ॥ 
४ ६ ष 0 14 ४ ^+ ॥ ६, { च, 
{ ^ ध 1 ॥ 
॥ + ॥ [ 
न्ट 
¢ 1 11] # ! | 
+ 2 
४) र्श्1 
{ त ॥ क्ष श च } [५ 1 
1 ८ १4 ॥ ॥१ 
1, ५ (0) ;। 4 
४ 1 ८ 
॥ 3 





1, ५ 
॥ ४। षि 
4 ॥ 0 ध 
४४ ५ ¢ 41 ॥ 
1 ॥] ॥ 


मुखौटा पहनता है जो शिव का प्रतीक है । 





देवी कौ सवारी के लिए नाहर बनाते ह जिसको प्राण-प्रतिष्ठा होने पर बच्वाँ सहित ओतं 
अशञीर्वाद तेने आती है । 











(1 ¢; ^. 0 


॥1 ५५४ 
र 1 9 + | £ पनि 1. 
44 का ८ 1 


0 





नाहर पर निकलती देवी कौ सवारी जब पूरा समुदाय एक तरह से भाव (({2८€) की 
स्थिति में आ जाता है) 


छ कमे 


[ॐ 4 
(1 
44 2 ी 
व ४.४ ५१४८ 





प्रहसन से पूव जातीय ख्यानं से जुडे चरित्रं का अवतरण गवरी मे होता हे । देवी 


अम्बाव का स्वरूप चित्र मे देखा जा सकता हे । 








सामाजिक मिथकँ से जुड़ पत्रो के प्रहसन। चित्र मे हाथ मे तीर-कमान लिये गोपा पीणा 
का चस 


44 


१ 
५५। 





गवी मे स्ी-पत्रौ कौ भूमिका भी पुरुष ही निधते है 





देखने को मिलता है । 





गवरी मे जहँ एक ओर अदभुत नाट्य-प्रवृत्तियो (वेशभूषा से लेकर अन्य साज-सामान) क 
सर्जना हई है वहीं विलक्षण शिल्प-कौशल भी है । चित्र मे दो चारपाईयों को जोड़कर टोकरे 
ओर धान फटकने की छान से नाया गया यह हाथी असली होने का भ्रम कराता हे । 


षि 
+) 





अनुष्ठान के अन्तिम दिन गँ 
॥ न गोवि कौ अन्य जारियं 
इत्यादि भेट किये जाते है । यहाँ से समुदाय जातिया भील समुदाय कौ पहरावनी 
मुदाय को अपने वास्तविक जीवन में 0 
न मे वापसी शुरू होती 
है। 





भनुष्ठान पूरा होने से एक दिन पहले गोँव के कुम्हार द्वारा तैयार कौ गई हाथी पर सवार गौरा का मूर्तिं को पूरे अनुष्ठान 
तं शर्वा के साथ भील समुदाय ग्रहण करके उसे गव के देवे मेँ स्थापित करता हे ओर पूरी रात मूर्ति के आगे रतजगा 
फरने के बाद अन्तिम दिन इस मूर्तिं को तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है । 

एक रोचक नात यह है कि मूर्तिं को विसर्जन के लिए भील समुदाय स्वयं नहीं जाकर बल्कि दूसरी जाति के लोग तालाब 
ले जते है । भील समुदाय तालाब तक मूर्ति के साथ होता है लेकिन मूर्तिं का विसर्जन हो उससे पहले पलट कर भागता 
आ अपने घरों को लौट जाता है । एेसी मान्यता है कि गवरी का विसर्जन देखना उन श्रापितं कर टगा। 





गवरी अनुष्ठान का एक विहंगम द्श्य। 


अद्रीनारायण 





भारतीय तोक क्रा जीवन- दर्जन 


सैद्धान्तिक को तला 


(९) 

इस विषय पर सोचते समय जो बात पहले ध्यान में आती है वह यह दै 
कि भारतीय लोक जेसी कोई चीज होती दहै क्या 2 अगर होतीडैतो उसका 
पारिभाषिक जाधार क्यादै? युद्धे तो लगतादहै कि सामाजिक विकासखकेक्रममें 
गणो से लेकर जनपदों से होते हए राज्यों -एवं राष्ट के बनने तक भारत का जरह 
भी जलिक जाया है, वह एक प्रकार के इलीर करनस्ट्क्ट के रूप में । यह जभिकल्पना 
मूलतः: तत्कालीन समाज के अभिजात्यो द्वारा की जाती रही है जिसका मूल 
उद्देश्य रहा है, अपने दृषटिकोणों एवं अवधारणाओं को वहन करने वाली एक 
लड़ी इकाई की स्थापना । चाहे इनकी अभिकल्पना संस्कत साहित्य मे को गई 
है। या अंग्रेजी लेखन में। फिर वह भारत कितना कु दर्शं था, कितना कुक 
यथार्थ कुच कहा नहीं जा सकता) 


अगरेजो ने अपनी ओपनिवेशिक प्रासंगिकता सालित करने के लिए सबसे पहले 
इसी भारत की अभिकल्पना पर आक्रमण किया अंग्रेजी सिद्धान्तकारो ने भारत 
को नंगाली, गुजराती, बिहारी इत्यादि इकाईयों का मौल्टिंगपार मानते हुए उसे 
एक राष् के रूप में मानने से इन्कार किया अंग्रेजों के प्रतिञ्त्तर मं रष््वादी 
सिद्धान्त कार खड हए ओर उन्होने इसकी प्रतिक्रिया मे भारत को एक सुचिन्तित, 
सुगठित एवं जनव्याप्त अवधारणा के रूप मैं सामने रखा । हालांकि यह भी सत्य 
हे कि “भारत एक रष" के रूप में अवधारणा की जनव्यास्ि ज्वी, 20वीं 
शताब्दी में अंगेजो से हए वाद विवाद एवं खंवादकेक्रममें ही बदु । 


(२) 
भारतीयता का एक गुण एवं लक्षण के रूप में अविष्करण हम प्रायः पथिमी 
समाज के “प्रति सच्चाई" के रूप में करते है! भारतीयता का एजेण्डा देसे में 
पञ्चमी मोडल के रिसखपान्सख के रूप में विकसित दहोतादहै, न कि एक प्रकार के 
सहज सच्चाई के रूप चें। भारतीयता के देसे मोडल में कई तरह की कुण्ठा 
दिखाई पडती है ! इस प्रकार भारतीय एवं भारतीयता एक इन्वेन्टेड रिजिलिटी क 
रूप ये विकसित होता है । एेरिक हानव्सनोंम एवं दटान्स रेन्जर जेसे इतिहासकार 
यह बताते है च्छि किस प्रकार हम अपना इतिहास इन्ेन्ट करते ह । इस इन्वेन्सन 
क ऋरम्‌ से हमारा -जो निकट का अतीत है उसे हम अति प्राचीन अतीत के रूप 
मे सामने रखते हैँ ! प्रसिद्ध नतत्वशास्त्री सिल्यन सिंग ने भारतीय समाज पर क्रिये 
अपने कुक अध्ययनों में यह बताया है, कि किस प्रकार हम्पारे कई सांस्कृतिक 


९५५ 


रूपजो निकट अतीत में विकसित हुए है, उन्हे हम अति प्राचीन कद्ध करते हुए 
अपनी अस्मिता का मूलाधार बताते है । वस्तुतः यहां संस्कृति एवं इतिहास का 
अन्वेषण, (इनवेन्सन) अस्मिता निर्माण की एक प्रक्रिया के रूपमे सामने आता 
हे । जैसा कि हम -जानते हैँ कि अपनी अस्मितानिर्माणके क्रम में हमारा ज्यादा 
सम्बन्ध अपने वर्तमान एवं निकट अतीत सखे होतादहै। खैर इस्र बहस को यही 
छोडते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोक जैसे विशेषणो से बचते हुए 
भारतीय समाज में लोक जैसे विशेषणो का भी प्रयोग कियाजासकतादहै। खैर 
अभिकल्पित भारतीय लोक के मानदण्डो मे भी सोचें तो अगर नाप भोजपुरी, 
जृन्देली, निमाडी याकिसी भी एक लोक सांस्कृतिक इकाई का अजध्पयन एवं 
विश्लेषण कर “भारतीय लोक की विशेषतां को समञ्ञाजासकता है । क्योकि 
यर्हौँ हर खण्ड पूर्ण एवं अखण्ड है । 


(३) 

देसे लोक मे किसी दार्शनिक सिद्धान्त एवं अवधारणाओं कौ शोधपरक् रोज तो 
कीजासकती है किन्तु कई लार मुञ्चे लगता दै कि वह किसी दार्शनिक सिद्धान्त 
सरे संचालित नदीं होता ! एेसा लोक अपने जीवनानुभवों के माध्यम से कु रीति 
विकसित करताडहै।येदही रीति उसके जीवन को संचालित करने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते है! ये रीतियोँ जीवन को एक दचि में ढालती है। किन्तु जब 
समय एवं समाज बदलतादहैतो ये रीतिं लोगों को रूदियोँं लगने लगती हे। 
बदले समय एवं समाज में इन्दी रीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध, असंतोष "एवं विद्रोह 
करी धारा उत्पन्न होती दै जो इन्हें रप्वर करती है। इस प्रकार नयी रीति्योँ पैदा 
होती है । रोचक है कि लोक सांस्कृतिक स्मृतियो मे ठेसी दोनो कोटि की रीति्योँ 
सक्रिय रहती दहै । 


एेसा लोक होमोजेनस नहीं होता। लोक कौ एकरूपता कौ दुहाई देकर उन्हें 
मेटानैरटिव में तब्दील कर देने वाले इसको बहुलता का नकार करते है । वस्तुतः 
लोक को प्रवृत्ति हदोजेनस होती है। उसमें जापस में टकराती करई प्रतिरोधी 
घाराएं साथ-साथ प्रवाहित हो रही होती है। उनमें अन्तर्द्धन्द्ध, अर्न्तविरोध एवं 
सतत वाद विवाद एवं संवाद चलता रहता है । उसमें शासक एवं शासित दोनों ही 
प्रकार के जीवन मूल्य आपस में प्रतिरोध, प्रतिकार, वाद-विवाद एवं संवाद 
करते हुए आगे बढते रहते है । इनमें कोई रुकता नहीं, सभी परिवर्तनशील रहते 
हे! लोक कोजो धारा रुक जाती है, वो पराजित हो मतमान होने लगती है। 

प्रायः लोक को चर्चा करते हुए हम ब्राहुमणवादी मूल्यों से भरे प्रभावी एवं 
स्थापित लोक को ही जपने संक्लान में लेते है । जबकि उसी के साथ प्रतिरोधी 
लीक भी सक्रिय रहता है । इन प्रतिरोधी लोक सांस्कृतिक स्वरूपों में मूलतः तीन 
प्रकार कौ प्रचृत्ति्योँ दिरवाई देती है --स्वीकार की आकांक्षा, स्वीकार न मिलने 
पर प्रतिरोध को भावना काउभार, इसी प्रतिरोध से जनित सांस्कृतिक विकल्प । 
लोक संस्करृतिर्यो प्रायः दूसरी परम्परा के रूप सें रेखांकित की जाती दै । जबकि 


९८ रेगायन 


अपने मूल्यो एवं जीवन दर्शन के निर्माण कै क्रम में प्रथम परम्परा, प्रभावी एवं 
अधिपत्यशाली परम्परा का बहुत कुछ रिसकर लोक संस्कृतियों के मानस जगत 
मे अपनी जगह बना लेती है । फलतः: लोक संस्कृतियों के जीवन दर्शन के करई 
तत्व एवं कईं मूल्य अधिपत्यश्ाली परम्पराओं सखे जआएद्होतेदहे! लोक से तो 
आजधिपत्यशाली परम्पराएं संविलसन एवं विभेदकारी सांस्कृतिक अस्मिताओं का 
अपने मूल्य जगत यं एकोकरण करने हेतु सहस्त्राब्दी के तौर पर काफी कुछ 
लेती ही रहती है । इन सेद्धान्तिक मान्यतां के आलोक मँ अगर लोक संस्कृतियों 
के जीवन दर्शन को समञज्ञाजाए तो बेहतर होता, 


(४) 
लोक का जीवन दर्शन आधिपत्यशाली जीवन दर्शनों मे उभर जयी सर्वग्रासी 
संकयरग्रस्तता के विकल्प के रूप में हमारे समश्च सदैव मौजूद रहा है) किन्तु 
अपने जभिजात्य बोध के कारण हम प्रायःउनका तिरस्कार ही करते दहै क्योकि 
हम मानते है कि दर्शन्‌, विवेक एवं ज्ञान कौ पिटारी तो हमारि पास है, इख निरक्षर 
लोक के पासखक्यादै> 


कुक आदर्श होते हैँ ! वही आदर्शं मानवीय समाज के लक्ष्य एवं प्रेरणा होते हैँ । वे 
नादर्थं जपने उच्चतम किन्तु लोकप्रिय रूप में लोक के जीवन दर्शन में शासिल 
होते हैँ । मानवीयता जिन तत्वों से सिलकर बनती दै, उनके लोकरूप यहाँ हमें 
दिखाई पडते हैँ । लोक मैं चिडर्योँ जंगल, पेड, तोता, मोर आदि हमारे दैनिक 
जीवन के चाक्षुष प्रतीको के माध्यम से उच्च आदर्श अभिव्यक्त होता है । जरिलता 
को सरलता मे साधने का अनुशासन लोक के पास होता दै, जिसके कारण 
विकास के अनेकों जटिल प्रसंग लोक में अत्यन्त सुले ग से दिखाई पडते है । 
लोकाचयरण से निकले विवेक एवं जीवन दर्खन को अभिव्यक्त कर रही अनेक 
लोक कथाएँ एवं लोकोक्ियोँ लोक संस्कृति के मुख्य उपादान है । सामुदायिकता 
सामूहि कता, व्यक्तिवादी ग्रहो का निषेध बहुलता क प्रति सम्मान, जअसहमतियों 
के लिए व्यापक स्पेस इत्यादि अनेक भाव जिन्हं जज नागरिक जीवन में महत्व 
देने के बातें हो रही है, लोक संस्कृतियों के मूल स्वर रहे हैँ । लोक संस्कृतियों में 
भी जिन जगहों पर इनका निरादर होता है, वर्ह रूदिर्योँ पैदा होती ह । रूढ्ियों का 
प्रतिकार भी इसी लोक संस्कृति का हिस्सा है) 

लोक संस्कृतियों में जच्छा ओौर खुरा का बोध शाश्वत मानवीय मूल्यों पर ही 
आधारित होता है । किन्तु अच्छा ओर बुयका यह बोध जङ्‌ नर्ही होता! विभिन्न 
चृत्तान्तमक् सन्दर्भ में यह बदलता भी है । कई लोक संस्कृतियों मे रावण लुराईयों 
का प्रतीक दै तो कई लोक एवं जन जातीय संस्कृतियों में रावण के गुणों का 
जखान करते हुए उसके नायकत्व को स्थापित किया गया है! किन्तु इसके लिष्‌ 
सम्पूर्ण वृत्तान्तमक ठचि में ही आमूल चूल परिवर्तन अपेक्षित होता हे। इस 
प्रकार लोक संस्कृतियों में अनेक शाश्चत बोधतो होते है किन्तु वे रूद्‌ एवं जड़ 
नहीं जपितु परिवर्तनशील होते हैँ। 


ईर्ष्या, द्वेष, घ्युणा, जैसे मानवीय भाव लोक संस्कृति के वृत्तान्तो में नाटकीय भावों 
क्रा समावेश करते दै। 

प्रेम, करुणा, वियोग, विडम्बना, संवाद जैसे राग लोक संस्कृतियों के जात्मभाव 
होते है । लोक संस्कृतियों के जीवन दर्शन के गहरे मेँ अगर जाएं तो जआधिपत्यशाली 
व्यवस्थाञो के प्रति प्रतिरोध के भाव भले ही सूक्ष्म रूपमे मौजूद हों किन्तु 
वंचित, दसित एवं उपेक्षितो के पक्ष में मूल्यो एवं चृत्तान्तो का सुजन अत्यन्त मुखर 
रूप से दिखता दै। 

अवधी गीत “चछापक पेड़ चिद्ुलिया' जैसे गीत भले ही लोक संस्कृतियों के 
सिखित एवं स्थापित विमर्णमेसामनेन आयेहों किन्तु वे लोक के जीवन दर्शन 
के सन्दर्भ में आज तक चल रहे अनेक पिथकों के बरक्स एक वैकल्पिक 
सेद्धान्तिकौ कौ मांग करते है । जिसमें वह जो, नीचे गड़ी एवं पी हुई प्रवृत्तियों 
डे, वे सामने आये एवं लोक संस्कृतियों के बरे में बार-बार उच्चारित की जा रही 
महावृत्तान्तों का सिथक लिन्न-भिन्न कर दें। 


ई सुरेश सिश्र 





भारतीय लोकवार्तां के अंग्रेज अजध्येत 


लोक की भावनाएं लौीकसाहित्य के विधिन्न उपादानं के माध्यम से 
अभिव्यक्त होती दै जौर इसीलिए लोक को समञ्मने के लिए लोकसाहित्य ककरी 
उपदेयता निर्विवादं दै । लोकसाहित्य कई रूपों मे अभिव्यक्त होता है ओर उसमें 
लोकवार्ता भी सस्मिलित है । साहित्य ओर लोकवार्ता परस्पर संबंधित रै क्योकि 
ये दोनों अपने विकास के लिए परस्पर अवलम्बित रहते हैँ ओर एक दूसरे का 
पोषण करते हैँ । किसी भी देश के साहित्य ओर लोकवार्ताके बीचजो रिश्तादै 
वह कुक जटिल सा है क्योकि साहित्य ओौर लोकवार्ताएक दूसरे को आकर्षित 
भी करते दहै ओर दोनों में विकर्षण भी होता है! शि्ित वर्ण द्वारा पोषित साहित्य 
जब आगे बताह तो लोकवार्ता पृष्ठभूमि में जाने लगती है। हालांकि यह भी 
सच दै कि साहित्यक जडं लोकवार्ता ओर लोकसाहित्य से निहितदहोती दहै ओर 
लोकवार्तां जनखमाज के अधिक निकट होती है तथा उससे जन जीवन का 
अंतरंग परिचय सिलता दै! साहित्य का अध्ययन करते समय लोकवार्ता की 
उपेक्षा करना जैसे साहित्य की जडो कौ ओर उखके अविच्छिन्न अतीत की 
उपेक्षा करना है। लोकवार्ता अपनी विशेषता के साथ उतनीदही प्राचीन दहै 
जितनी कि संसार की प्राचीन सभ्यताएं। वैसे सभ्यता के उदय के खाथ दही 
लोकवार्ता का विकास होना प्रारम्भ हा, पर लोकवार्ता का व्यवस्थित ओर 
वेक्ञानिक अध्यसन 18वीं सदी में प्रारम्भ हा) इस प्रकार के अथ्ययन पडते 
पहल यूरोप मे हुए जौर इसके माच्यम से विद्वानों ने मानव समाज के मन के 
अतीत यें ल्लंकने का प्रयास क्रिया! एेखा कहा जाता है कि सबसे पहले इस 
किस्म के जध्ययन पर आधारित पुस्तके पहले पहल इग्लेड ओर जर्मनी में 
प्रकाशित हुई । ये अध्ययन पहले नृतत्वशास्र ओर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से 
क्तियि गए थे पर बाद यें इतिहास, साहित्य ओर मनोविक्लान के अध्ययनमे भी 
इन्हें उपयोगी माना जाने लगा | 
भारत में लोकवार्ता की जुं बहुत प्राचीन होने पर भी यहां उसका व्यवस्थित 
अध्ययन 19्वीं सदी में होना प्रारम्भ हुआ ओर यह आश्चर्य को बात है कि प्रारम्भ 
मे यह अध्ययन भारतीय विद्वानों ने नहीं अग्रज अध्यैताओं ने किया 1 इन अध्येताओों 
ने भारत के जनसाधारण के चिन्तन को समज्लने के उद्देश्य सरे भारतीय लोकवार्ता 
का अच्ययन किया ओर उसके माध्यम से भारतीय समाज कौ जडो को ओर 
उसके वििन्न घटकं के मन को खमञ्यने की कोशिश कौ 1 इन अध्येताओं में 
जिज्ञासु अग्रेजों के साथदहीवे अंग्रेज भीथे जो धर्म प्रचार करने जषएथेया 
प्रशासन के ऊचे पदों पर थे ।! उनके मन मेंइस देश कौ समृद्ध संस्कृति को, उसके 
अतीत क्रो ओर यहां के लोकमन को समञ्चन की इच्छा थी ओर इस इच्छा ने उन्हे 


8.4 


इस अध्ययन के लिए प्रेरित करिया! 

अटारहवीं सदी के अंत में याने सन्‌ 1784 मे कलकत्ता मे सर विलियम जोन्स 
द्वारा देशियारिक सोसायटी ओंफ लंगाल कौ स्थापना होने से भारत संबंधी 
अध्ययन को बहुत बल पिला ओर करई अंग्रेज विद्वान संस्कृत साहित्य ओौर 
लोकतत्व का अध्ययन करने में जुट गण्‌ । लेकिन तब उनके अध्ययन व्यवस्थित 
नहीं थे । -ज्वीं सदी के पूवर्द्ध मं पादरी विलियम मार्टन, पादरी रेनाल्ड हरबर 
ओर विलियम सीट्स ने लोकवार्ता से संबंधित कुछ अध्ययन क्रिये पर वे 
भारतीय लोकवार्ता के भण्डार को ओर उसके चरित्र को उजागर करने यें 
महत्त्वपूर्ण नहीं सिद्ध हुए! इस अवधिमेजो सबसे उल्तलेखनीयख काम हुजा वह 
है कर्नल यड चका) कर्नल टाड ने राजस्थान में रेजिडंट के पद पर काम करते 
हुए राजपूतों के इतिहास, लोकविश्ासो, रहन सहन, रीतिरिवाज जादि पर गहन 
अध्ययन करके एनल्स एण्ड एंटीक्छ्विरीज ओष राजस्थान ग्रंथ का प्रणयन 
क्ियाजो सन्‌ 1829 यें प्रकाशित हुञजा। इसके बाद मैक्समूलर ने वैदिक 
मिथक्रो का अध्ययन करके भारतीय लोकवार्ताकी दिशा में वैदिक कालके 
योगदान को उजागर किया । तदनन्तर जार्ज काक्सने इस काम क्रो आगे बढ़ाते 
हुए सुह्लाया कि इन पिथक का अध्ययन व्यस्थित प्रणाली से होना चाहिए तभी 
प्राचीन भारत केमन कको समङ्ञाजासकेगा। 


1ज्वीं सदी के उत्तरार्द्ध मे जब नृतत्वविज्लान ओर सखसमाजविस्लान संबंधी वैज्ञानिक 
अध्ययन हुए तब विद्धानों का ध्यान भारत कौ लोककथा, लोकगीत, कहावतें 
दि कौ ओर गया ओौर भारतीय लोकवार्तां के व्यवस्थित जध्ययन का मार्ग 
प्रशस्त हुञजा। सबसे पहले इस काम का प्रारम्भ जेम्सत्तोगने करिया। जेम्स लोग 
लंगाल मे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ए थे जौर इंग्लैंड को फोकलोर 
सोसायटी के सदस्य भी थे। बंगाल में रहते हुए उन्होने बंगला कहावतें एकर 
कर डाली ओर 1868 में प्रवाद माला शीर्षक से बंगला कहावमें प्रकाशित कीँ। 
1881 मेँ जब उन्होने बंगला कहावतें काएक दूसरा संग्रह ईस्टर्न पावर एण्ड 
एंनलम्स प्रकाशित किया तब लोगों को पता चला कि कहावतें किस प्रकार 
भारतीय समाज के जीवन मूल्यों कौ ज्चांकौ भी प्रदर्शित करती हैँ । उन्होने रूसी 
ओर केल्टिक भाषा की कहावतों पर भी काम क्रिया] 

जेम्स लोग सरे लोकवार्ता के व्यवस्थित अनुसंधान की प्रणाली की शुरुआत हुई 
ओर फिर लोकवार्ता के विभिन्न पहलुओं के बारे मेँ अंग्रेज अध्येताओं की 
क्र तियां एक के बाद एक सामने जाने लगीं । 1865 में जेम्स कार ने हिन्दुओं के 
जीवन से संबंधित एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमे हिन्दुओं के रहनसहन, 
रीतिरिवाज, त्यौहारो ओर विधासो का उल्लेख है । इसके तीन साल बाद 1868 
मं विलियम विलसन हन्टर ने एनल्स ओओंफ रूरल बंगाल नामक अपनी पुस्तक 
मे संथाल जाति का ओर उनकी लोकगाथाओं का विवरण दिया है । 1868 यें ही 
मिस फरियर को पुस्तक ओल्ड कन डेज प्रकाशित हई । 1870 में टामस हर नर्ट 
लेविन कौ पुस्तक दी वाइल्ड रेसेज आफ साउथ ईस्ट इण्डिया प्रकाशित हई 


जिसमें चटगांव पहाड््यों कौ जनजातियों कौ जीवनशैली क्रा विवरण था] 
जहमदाबाद के जज अलेक्जेडर फो्बं ने गुजरात काजो इतिहास यसमाला के 
नाम से लिखा उसमे उन्होने कई किं वदंतिसां ओर लोकगीत दिये जिनसे गुजरात 
क लोकजीवन का आस्वादन होता है) 

1872 ये एडवर्ड उाल्यन ने छोटा नागपुर की जनजातियों के लोकगीतों ओर 
विश्वासो पर एक पुस्तक प्रकाशित को! उसी साल चार्ल्स गोवर की किताब 
फोक् सखांगस आफ सदर्न इण्डिया प्रकाशित हुई लिसमें दस्िण भारत क लोकगीत 
संकलित थे। 1879 में मेव स्टोक्स की पुस्तक इण्डियन फेयरी टेल्स प्रकाशित 
हुई । 1884 में आर सी टेम्पल ने पंजाब के प्रसिद्ध वीरो कौ लोकगाथाञों को 
अपनी पुस्तक लीजेन्डस जाफ़ द पंजाब नाम पुस्तक सें प्रकाशित क्रिया । जगले 
साल बच्चो से सुनी हई पंजाब ओर काश्मीर कौ कहानियों का संग्रह वाइड 
अवेक स्टोरीज प्रकाशित हा जिसे फ्लोरा एनी स्टी ओर आर.सी. टेम्पल ने 
मिलकर लिखा था ! इस किताब कौ र्रासियत यह थी कि इसमे कहानियों क 
स्नोत ओर संकलन के तरीके का भी उल्लेख था! टेम्पलने भारत के लोकजीवन 
का गहन अध्ययन किया था ओर उनन्होनि खानी के द्वासया अनुदित किये ग्‌ 
कथासरित्सागर के प्रथम खण्ड को भूमिका में लोककथा का अच्छा विश्लेषण 
क्रिया है ओर लोकवार्तां संबंधी एक नया दुषटिकोण प्रस्तुत किया! उन्होने 
कथासरित्सागर की तुलना योरोपीय उदाहरणं से करते हुए बताया कि कथारूपों 
का अध्ययन करने के लिए पहले उनके आधारभूत तत्वों का विश्लेषण करना 
जावश्यक है जो इस प्रकार की सभी सोक-कथाओं में बार-लार प्रयुक्त होते दहैँ। 


भारतीय भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ मे सर जार्ज यियर्खन के योगदान को नहीं 
भुलाया जा खकता। उनको विख्यात “ कति लिंग्विस्टिक सर्वे जाफ इण्डिया" है 
जिसमे उन्होने भारतीय भाषाओं का भाषा वैन्ञानिक अध्ययन करिया! लेकिन 
जार्ज गियर्खनि चने लोकसाहित्य पर भी काम किया। 1884 मे उन्होने बिहारी 
लोकगीतों का संग्रह सम बिहारी फोकसांग पुस्तक प्रकाशित क्तौ । उन्होने भोजपुरी 
लोकगीतो का खंकलन भी प्रकाशित किया ओर उसकी भाषावैन्ञानिक व्याख्या 
के साथ समाजशास्ीय व्याख्या भी को । उन्होने लोकवार्ता से संबंधित कुच 
प्रसिद्ध लेख भी लिखे जिनमें -उल्लेखनीय हैँ द सांग आऽ आाल्हाज मैरेज, 
गोपीचन्द ओर नयनकवा नजारा | इनके मूल पाठ के साथ उन्होने इनके 
अंग्रेजी अनुवाद भी दिये ओर जरूरी टिप्पणियां भी दी । बिहार पीजेनरट लाइफ 
नामक किताब में उन्होने बिहार के ग्रामीण जीवन से संबंधित शब्दावलियां ददी 
है| 
भारत की लोकवार्ता की चर्चा करते समय विलियम कुक के योगदान को नहं 
भुलाया जा सकता! 1893 में उनको कृति दि पापुलर रिलीजन एण्ड फोकलोर 
उग्र नार्दर्न इण्डिया प्रकाशित हुई जिसमें उत्तर भारत के जनजीवन के सभी 
पहलुओं कौ विस्तृत व्याख्या दी गई है । इस ग्रंथ को भारतीय लोकसंस्कृति के 
जच्ययन का मील का पत्थर माना जाता है ओर उसको प्रतिष्ठा लोकजीवन के 
१०३ 


कोषके रूपमे है। उन्होने इस कृति मे लिखा हे कि यह ग्रंथ उन्होने इसलिए 
लिखा कि जिससे अगेज अधिकारी भारतीय ग्रामीण जीवन को समञ्च सके आौर 
यूरोपवासौी जपने देश के ग्रामीणों के प्रति उदार हों। वे इस अध्ययन से उन जडो 
कनो पहचानना चाहते थे जिसपर हिन्दू धर्मटिकाहुजाडै।! कड सालो तक वे नार्थं 
इण्डियनं नर्स एण्ड क्वेरीज नामक पञ्चिका का सम्पादन करते रडे जिसमें 
लोकसंस्कृति से संबंधित लेख नियमित रूप सरे प्रकाशित होते थे। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि विलियम कुक ने लोकवार्ता के अध्ययन पर अपनी गहरी छाप 
च्ेडी ओर जागामी अध्येता पर उनके विचारों जर अध्ययन शैली का जवर्दस्त 
असर पड़ा। 


1895 मे जे डी एेडरसन का एक संकलन प्रकाशित हा जिसका नाम था 
कलेक्शन आफ कच्लारी फोकटेल एण्ड राइम्सख जिसमे असम क्ली कच्ठारी जाति 
की लोककथा जर शिशुगीतों को संकलित कियागया है । 189 में आर एम 
त्नाफररनेस सम सांग आष द पोर्चगीज इण्डियन्स के नाम से गोजा निवासी 
भारतीयों क लोकगीतों का खंकलन प्रकाशित कराया। 


उन्नीसवीं सदी खत्म होते-होते कुक भारतीय अध्येता ने भी भारत के विभिन्न 
भागो कौ लोकवार्ताओं का अध्ययन प्रकाशित किया ओर यह रम बीसवीं सदी 
गरे ओर भी तेजी से चला। जब लोकवार्ता के अध्ययन में कई भारतीय विद्धान 
जुर गए ओर इस दिशा मे उल्लेखनीय काम किया। इसके बावजूद कुछ अंग्रेज 
भारतीय लोकवार्ता के अध्ययन ओर संकलन करते रहे ओर उनकी पुस्तक 
प्रकाशित होती रहीं। पी.ओ. बाडिग के संग्रह को सेसिल हेनरी बोम्पास ने 
अनूदित करके फोकलोर आफ द संथाल परगनाज के नाम से 150> सें प्रकाशित 
किया! पंजाब को कथाओं को स्विनर्टन ने ओौर बंगाल क्क कथाओं को विलियम 
मेक्कुलाच ने प्रकाशित क्िया। लेकिन बीस्वीं सदी के मध्यमे डो. वेरियर 
एलविन ने लोकवार्ता के संग्रह काजो काम किया वह अद्भुत है। वे मूलतः 
पादरी थे लेकिन बाद में उन्होने यह काम छोडकर मध्यप्रदेश के आदिवासियों के 
अध्ययन मे अपना जीवन लगा दिया। वे करई साल तक मध्यप्रदेश के मण्डला 
जिले में षएक गांव में रहे ओर वहीं रहकर उन्होने गोंड, अगरिया जर बैगा जाति 
का अध्ययन किया। इस काम यें उन्हें एक आदिवासी श्यामराव हिवाले का 
अनन्य सहयोग मिला । इख दौरान उन्होने एक आदिवासी कन्या से विवाह कर 
लिया ओर फिर आदिवासी जीवन में रचबस गए । उन्होने बस्तर की मारिया 
जनजाति का भी गहन अध्ययन किया। उन्होने 1939 ओर 1958 के बीच में 
करीब 15 पुस्तके लिखी । इनमें लोकवार्ता ओर लोकगीतों से संबंधित कुछ 
पुस्तक हँ फोक टेल्स आफ महाकोशल, फोक सांग्स आफ छत्तीसगढ़ ओर सिथ 
आफ्हण्डिया जिनमे एलविन ने सिफ लोकगीतो ओर लोकवार्ताओों का संकलन 
ही नद्ध किया बल्कि उनकौ विस्तृत व्याख्या करके उसके पीके छिपे जनजातीय 
मानस के मनोविन्लान को पदने का प्रयास भी किया 


इसमे सन्देह नर्ही कि लोक वार्ता ओर लोकसादहित्य पर काम करने वाले अंमेज 


लेखकों व्छी जपनी सीमाएं थीं! स्थानीय बोली ओर भाषा का ज्ञान न होने के 
कारणं उन्दे दुभाषिये कौ मदद लेनी पड़ती थी ओर इससे संभवतः संग्रहीत 
सामग्री क अर्थ तथा भाव मे कुछ बदलाव जरूर आया होगा! ठेखा मानना ठीक 
नहीं है कि सभी अंग्रेज विद्वानों ने सिर्फ प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण 
भारतीय जनजीवन को समञ्चने के लिए ये जच्ययन किये! यदि टेसालहोतातो वे 
शायद ग्रंथों का प्रणयन नहीं करते, बल्कि कुछ नोट ओर रपट लिखकर सरकारी 
चक्राम चला तेते! उन अंग्रेज विद्वानों में जथिकांश एेसे लोग थे जो वास्तव यें 
भारत के अतीत जओौर भारतीय मन कको गहरे तक समञ्यना चाहते थे ओर उन्होने 
पूरी जकादमिक रुचि से भारत को लोकवार्ता ओर लोकसंस्कृति का अध्ययन 


किया। 





ईडो- नम्देश्वर प्रसाद 


* -हो ' जाति के लोक गीत 


बिहार, उड़ीसा ओर छोटानागपुर के सधन जंगलो मे रहने बाले 
ये “हो जातिः के लोग हमारी नागरी सभ्यतासरे कोसों दूर हे । 
जंगल उनका घर है ञ्ञाड-ञ्ंरखाड्‌ उनके साथी हैँ। फिर भी 
मानव संवेदनाओ से उनका हदय अक्ता नहीं, नृतत्वशास्त्री 
डो. नम्देश्वरप्रसाद ने बडे परिश्रम से “हो जाति के कुछ नलोक 
गीत संकलित क्छियि हैँ जिनमें मानव संवेदनां को घडकनों 
का स्पष्ट अनुभव कियाजासकता दहे) 


१. 

पहाड़ पर दै सेमल के पत्ते, 
उाली-डाली पर हैँ सुन्दर पत्ते। 
नीचे सुन्दर, बीच में सुन्दर, 
सुन्दर दै पत्ते 

तोड़ करगैला करदो, 

ये सुन्दर पत्ते) 


२. 

युवक, बोली सुनना चाहते हौ तुम मेरी! 
गीत सुनना चाहते हो तुम मेरे 

प्रातः से दोपहर तक गीत सुनाऊगी गै तुम्हे । 
गीत सुनाकर चांद भी दिर्राङऊगी मैं तुम्हें । 


च; 

उल्लसित हदय से कहते हो, 

तो चलो चतत | 

लेकिन लेजाकरणेसानदहो 
किकोनेमेंया करीं जौर रख दो। 
मन कहतादहै तो चलो चले 


१०६ रगायन 





ट्छ. 


दांत तुम्हारा है उचज््त्न। 
कपोत भी तुम्हारे है गोत) 
मन कहतादडैवचूम तत्तु इन्दे । 


५९. 
गीत स्युनना चाहते तुम्ब! 
व्रात करना चाहते तुम) 
प्रातः से वार्ह -व्वजे तक्क 
गीत सखना्गी मैं तुम्द्े। 
त्चांद भी ङुव्वा दगी मैं। 


& . 
पिर्च्व पका है द्युड-दुंड, 
अटत पल है खफेद-सफेदः। 
पसे स्थल पर दही जव सित्तन, 
चाह उच्छती है हंस्वने कको] 

दो -सिपाहियों ने पकड़ा सुद्धे, 
जंगल गमे जाने पर) 


५५. 

टेलरुतल क ऊपर साहव्व हैः; 
सखाहव् के ऊपर लाल्बरू है। 

उन त्नोगों पर कैत्नी क्किताव्व है । 
ऊपर सडक पर सखाहव्व डैः; 
नीये खड्डक पर सखाहस्व है । 
चिद्वटी मेरी पद दीजिए, 

जल्दी से जाकर स्ाहव्र। 

न पदौगे सदि चिट्टी तुम! 

न -पद्धौगे यदि क्किता तुमः; 
सम्नज्ञ त्तो क्कि रोक लगा दुगी मैं, 
तुम्डारे उनाने क रास्ते पर । 


₹ ०५५. 


१९०८ र्मायन 


८. 

पे रजूर के चश्च । 

धूमिल अवलोकित हौ रहा सूर्यक्किरणौ से 
पथ किनारे के रवजूर। 

हम नहीं जार्येगे तुम्हारे पथ पर, 

धूमिल हो जाने के भय से। 


९ 

क्षुधा तुस्त कर दो, 

भुरव लग रही हे । 

तुष्णा दूर करदो, 

प्यास लग रहीदहै। 

कहां दरे हो पानी-राम राइसो> 
(राम राइसो ने तब कहा) 

दिकु के तडाग में-जल है । 

रानी के बंगला यें जल दहै। 


९०. 
पवन चली ऊपर से, पवन चली नीचे से, 

कपोत के जोड़े जये है, श्याम ओौर खेत से। 

मस्तक पर रख रूमाल हाथ में पकड त्ीजिषए, 

सुन्दर दलदलते स्थान पर पालन पोषण कीजिए । 

म्रूल्य लगाडइए इक्तोस बाइस, मूल्य उनका लगाइए (न) । 


१.९; 

पूलगोबी का फूल क्यारी में है ऊपर । 
पूलबोगी का फूल वक््यारी यें दहै नीचे॥ 

देखता है दिक पफूलगोबी के फूल को; 

नेठकर देखा है दिक पूलबोगी के फूल को; 
नहीं देगे दिक्टाया से मंगायी हुई फूलगोबी ॥ 


क 

ऊपर त्रे वददो, नीचेन वद्यो, 
च्यष्यरात्ते व्वात्त व्वात्ने । 
उस्र प्यस्रे ञउ्या रद्ध । 
छि पखड्डो श्यी तुम्ब प्र । 
देरव युवती खुच्वक्कर क्क 
पथ्य क्किनारे उना रद्धी | 


2 = - 

प्र्व्वत पर है प्पतते व्बह्धतिखा क 

न्दर धे स्रभनी पतते, 

पतत्तगी ऋ भ्वी पत्ते, 

स्निसखि नाडो चका जड श्या। 

म्वुरद्नावव्ौ उउनबदौव्बीच्च्कछीब्दौ प्िखों क्रो 
तोड्ड चकर अनप्त डाध्यों स्मे । 


2 ~य. 

च्ाड्व्वास्वा स्वे पड्डाव्े च्ात्ता, 

त्कत्नक्क्ते गते नौकरी चक्रो, 

उनागाम्ननत है उस्नक्क्रा 

रच्रङ्ड पश्य पर व्वाटः उनोहती | 

पानी द्ुगी पीव्डा दरुगी नौर द्दुगी नोन. 

ध्यर खद वह उनाव्छे, सत्कार च्करूगी उनी भवर । 


2 (~ - 

टेख्बुत्त प्र है क्किताव्वः; 

च्किताव्व पर है दच्ातः 

दव्ात म्र है -पेन्सित्तः; 

छे दिक्क्र, पक्क व्वारः तुम पदते हो 

उयौर दूसरी ववार तुम त्िर्ते हो । 

ठ दिक्कर, तुम च््खा--च््या त्तिख्वते प्व्छते हो 


२९० रगायम 


3 

क्छिनारे पथ केद्ै कन्दु का पत्ता; 
व्छिनारे पगडंडी के है कन्दु का पत्ता; 
हिन्दी ओर लंगलागें है उसको जात । 
उहरो पठे जमीरजादा ! 

हमत्नोग भी साथ चर्लेगे 

हिंदी ओर बंगला सीखते हुए) 


९५७. 

साथी! जा रदे तुम हवाई जहाज पर, 
म भी जाङ्गी धूप वक्की मोटर पर । 
शयाम ओर चेत अश्च है ऊपर, 

साथी विदाकरददौ मुञ्चे) 


९८. 

अटपटी वाणी न को, टे मेरे फेरे भाई । 

देश हमारा है पथरीला, असंतुष्ट न हो मेरे भाई । 
वर्तनकको मं तोड़ दूरूगी; 

डाट फटकार तव सुनियेगा 

जापी मेरे चोरे भाई) 


२९. 

पर्वतं चुने का कारण लकड़ी ओर पत्तो का जभाव 
भाई हम पर्वत पर चदे थे। 

भेट हुई ब्दो सिपाहियो से वहां, 

भाई हमरे उनसे भेट हुई थी। 

लेगये वे हमरे दो बंगला श्याम ओर खेत में 

भाई हस्रे खेत्ते गये थे] 


व 
पत्ते पानं ऊपर तडाग कः; 


पत्ते पान नीखे तडाग क; 
र्राकर उख पत्ती च्छो, 

हो गये तुम लुद्धिम्नान! 

जव्व शिश्ता प्रात कर रे थे तुम 
रम्रणी तव लाये थे तुम । 

नौ हक गये उस ब्बुद्धिगें 
पत्ते पान क्रा र्राक्कछर। 


२२. 

उग्बड घ्नुम्ड़ कर व्वरस्े पानी 

ससन सनासन चत्ती पन, 

च्यर चले हम त्लोग । 

जायेगे जव तुम तलो क ध्यर 

राखि खित्नायेगे दोनों व्छो। 

उख जोड़े फूल स्रेजो थल के खदटष्या है! 

जायेगे जव हमत्नोगोौ कः ध्यर 

पत्तायन तव होगे हम रोती उजपनीं समखेट-स्तमेट चरर । 
भय उनषपने इच्नत च्छो । 


भिक्षु कौण्डिन्य 





वाम्‌ः 


ह 





रव्रामूतियों का लोक साहित्य ˆ सुवू-२ 


“मुव स्राम्‌* (प्रेम गीत) की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे खाम्‌तिसों मे जनश्रुति 
हे कि पहले मनुष्य्में स्त्री पुरुष मे काम तुष्णा नहीं थी । सृष्टिकर्ता ब्रह्या ने मनुष्य 
को तो बनाया, किन्तु उनमें सन्तान उत्पन्न करने कौ शक्ति नहीं थी । सुष्टिकर्ताने 
काम तुष्णा वुद्धि दहेतु मनुष्य के लिये चील द्वारा जग्रत भेजा! उस समय मनुष्य 
घ्र से नहीं था, इसलिये स्त्री ने अम्रत को जधिक मात्रामे खा लिया । पुरुष को 
कम प्रास्त हुजा। इसलिए स्त्री में काम तुष्णा अधिक होने का विश्वास किया 
जाताडहे। कहाजातादहै कि तभीसेस्त्रीने “सुत्‌ खाम्‌ ' (प्रेम गीत) गाना प्रारम्भ 
क्रिया| स्त्री चील को प्रसन्न रखने हेतु गाती है। 

याहू ड्‌ चाई काड अन पुत्रि पि तुङ््‌। 

हे कील खदि तुय मैरे चिगनो कोच्मीन ले जाज्जैते मै तुम्हे नाधा 

नरी द्यी / मैने जिकर मात्रा मै अयत को खाया, मेरे प्लिसेन 

कटहना। 
एेसा कहा जाताहे कि तभीसे स्त्री में गाने की शक्ति अधिक होती है। इसलिए 
किस्त्रीने सषटिकर्ता द्वारा भेजा हु अम्रत का अधिक हिस्सा खा लिया था। 
पहले “ मुव्‌-खाम्‌ ' गाने कौ प्रतियोगिता बौद्ध विहारो में होती थी । स्नी एक ओर 
रहती थी तथा पुरुष दूसरी ओर से प्रतियोगिता मे भाग तेते थे! यह प्रतियोगिता 
` साङ्‌ येन्‌" उत्सव के अवसर पर होती थी। 
रू णाचल के खामूति इन प्रेम गीतों को ` खाम्‌ पालि कहते हैँ, ओर डिक्रङ्के 
ख्ाम्‌ति ` युव्‌ खाम्‌ ' अथवा * मो खाम्‌! । इन ` सुव्‌ खाम्‌' को युवक युवतियों की 
प्रेम भावनाकाउद्गार कह सकते हैँ । इसी प्रकार के कुक गीतों का मूल के साथ, 
हिन्दी भावार्थं सहित दिया जा रहा है । इन गीतों में खाम्‌ति समाज का दर्पण है| 


९. 

ना हवड्‌ हिनु लुड्‌ खाम्‌ नाङ्‌ साड काये तुत्‌ न्वङ््‌उव्‌ खाम्‌ 

स्येङ्एे, साम्‌ .....--- 1 | 

पुत्‌ नाङ्‌ लुक्‌ चाउ हुव्‌ पित्‌ जन्‌ वाङ्त्वय फ्वङुः...------ । 

ना दवङ्क्‌ हिन्‌ लुङ्राम्‌ नाङ््‌ साउ काडउ तुव न्वङकः 

पाड नायि साइ तुव्‌ वान्‌ त्येङ््‌ पेत्‌ पाड खाम्‌ 

मालिनम्‌ . ... रटे... 1 
तुम्हरे बड़े घर के पास उत्तर दिशा में पोखरी है, उसमें हंस चरते दहै उन्दें तेरे 
१९१२ रगायन 


पिता सुबह जल्दी उठकर भगाते हँ । तुम्हारे घ्र के उत्तर दिशामें पोखरी के 
तट पर ' पाड खाम्‌ ( सुगन्धित स्वर्ण रग का पुष्प) कापौधादहै, वहां हर रोज 
सुनह शाम वह हंस आकर चरता है। 


र. 

नाइ हम्‌ माइक्रा, सिङ- स्येङ्ः माउपो सा....-एे -.-->? 

ईइ हम्‌ मायि, सिव्‌ खन्‌, निव्‌ स्वङ््‌मा, 

रन्‌ त्वन्‌ याड ए ..-.. । 

गाइ हम्‌ माइक, यङ स्येङ््‌ माड पो ख्य्यो...-- 

जाइ हम्‌ मायि, स्येङ््‌ सायि माइ साई, खुन्‌ नाइ.---. एे। 

हवत्‌ तु चाड नाउ.----पे..-. ¦ 
गुणखरे लकड़ी से जो सुगन्धी होती है, वह उतनी मनमोहक नहीं ठ । जितना 
कि तुम्दारा रूप सौन्दर्य मनोहर है ओौर हे प्रिया! वह गुणखरे पेड़ भी उतना 
सुन्दर नहीं है, जितना कि तुम सुन्दर हौ। 


२३. 
रघ्रुन्‌ पाइ ताङ्ये खि ताङ्‌ माखिङ््‌ थो वैला नाम्‌ -----एे---- । 
स्येङ् ..---एे....- पि खाड पाइ खाम्‌ नाम्‌नोमा.-.--एे---- । 
रत्रा क्व्‌ क्सोव्‌..- -. । 
युन्‌ पाइ ताङ् ये खि ताङ्‌ माबेला सिङ्‌ थो, 
पि खाडउ तुङ्‌ खिन्‌ आका फालुम्‌ मोक्‌ -.---णे.---- । 
रत्रा क्वङ्‌ क्यों हाङ्‌ चाउ क्वत्‌... एे.---- । 
हे मेरी प्राण! लिख प्रकार सिद्धार्थ ने ज्ञान के सन्धान में .घोडे पर सवारहौ कर 
अनोमा नदी पार किया था, उसी प्रकारै भी प्रेयसी के संधानमें निकला दहं 


र. 

र्न पाड ताङ्त्या मुन्‌ लुड थन्‌ नम्‌.----एे----- । स्येङ्..-- 1 
जाउ खाउ नुक्‌ सुन्‌ लान्‌ युथिन्‌ .----पे-----मुन्‌----- 

चचायि चाई । 


उाउ खाड साड फियु हिम्‌ ताङ््‌क' एे..--- 

मुन्‌ चायि चाड नाम्‌... एे। 
सेरे मार्ग यें जाते समय पेड-पौथे प्राक्रतिक सौन्दर्य बद्ते है ओर लाखों 
चिदडियों की ध्वनि मेरे मन को मुग्ध करती दै, तथा रास्तेकेषास की अप्सराएं 


मेरे तप्त हृदय को शान्ति पहुंचाती है । 


^. 
हय पा क्येम्‌ ख ' चाम्का स्वङ्न्लु नाम्‌... --एे, स्येङ्‌ ..---रे। 

पि खाड माड याङ््‌ ताङ््‌ङडउ येनाम्‌ चिक्तु....-पे। 

ततु लिङ्‌ पान्‌ हाड्‌ चाईइ ता... एे.---- । 

हय पा क्येम्‌ नो स्वङ्‌लु चाम्‌का खाम्‌.-.--एे..--. । 

पि खाउ माड याङ््‌ ताङ्‌ सित्वा स्येङ््‌ सायि निङ्‌ किला नाइ । 

तु लुङ्‌ पान्‌ हाङ््‌चाउ ता....-ए....-। 
हे मेरी प्रिया! मैने पूर्व जन्म में तुम्हें पाने के लिए पुण्य कर्मं कर जल उत्सर्ग 
(ये नाम्‌) नहीं किया था। जिसके कारण मुद्ध अभागे को तुम्हारी वेणी पर 
लटकाया हआ एक पुष्प ही मिलाफिर भी भै स्मरण करता रहूगा। 


८. 

तुन्‌ पुथी अंड्‌ तो --.--एे-----स्येङ्‌ः-.--एे । 

न्‌ ति पिन्‌ ताङ्‌ डाउ येनाम्‌ कुसो नाइ स्येङ्‌ पाइ तायि । 

वुन्‌ नङ्‌ तो पुथीखाम्‌, स्येड् स्वङ््‌ हा पान्‌ जन्‌ 

त्याङ्‌ पिन्‌ मे नाइ या पाइकेता -.---एे...-- । 
उस जल उत्सर्ग के कुशल, पुण्य प्रभाव से ही तुम मेरी अर्धागिनी हुई हो । हम 
दोनों ने पूर्वं जन्म में बोधि वृक्ष में संकल्प किया था। 


७. 

चाम्‌कस = सोवाजङ्‌ नाम्‌ ..... ग 

स्येङ्‌ .....एेपिमायि सुङ्‌ ताङ्‌ 

फा स्वम्‌ मान्‌ ल्नुङ््‌हङ््‌ एे..... माड थाङ््‌मा। 

स्रेवा जङ्‌ चामूका पि साउ नुङ््‌ ताङ्‌ लुङ्‌ स्वङ््‌ 

साङ्कान्‌ खाम्‌ नाइ माड थाङ्‌ ताड खाम्‌... एे..... 1 
हे मेरी चाम्‌का, मुञ्च संन्यासी (भिक्चु) सेतुमक्योंप्रमयमें फसीहो यैं पीत 
वस््र-चीवर को धारण क्ये हूः इसलिए मैं तुम्हारे पास तक पहुंच नहीं 
सकता दहुं। 


<. 
वाइ लाङ््‌ खखुन्‌ का यिङ् पुन सिक । 


राम्‌ काठ तिङ्‌ पि हायि राइ नाखाम्‌....-पे.....। 

स्येङ््‌.-.. एे.... । 

रव्राम्‌ काडउ आउ ताउ सितौ काइ सि थाइ खिङ््‌चाइ..-.. ¦ 

वाइ लाङ्खुन्‌ क्रा मान्‌ पिन्‌ सिक्त '। 

खाम्‌ काठ तिङ्‌ पि हायिनाडउ ना....-एे....., स्यदू्‌...--एे। 

राम्‌ काड आउ ताङ्साइ राड च्च क्वङ् मु नाइ वोड्‌ जवङ््‌ क्येव हाड 


हे मेरी प्रिया! मेरे विदेश में रहने पर मेरे मंगल जीवन कौ कामना कर, तुम 
देवता के नाम पर एक मुर्गा चदा देना, जिससे मेरा कल्याण हो ओर साथ 
सफेद बालू से स्तूप निर्माण कर मेरे कल्याण के लिए घर्म (बुद्ध) क नाम पर 
दान करदो। 


९. 

क्वद्मु स्वङ््‌ हा पिन्वङ्ये ताङ्‌ मिुङ््‌ पाक्‌ त्येङ नाम्‌ .--एे....- । 

पि मायि माड नाइ ता ताङ्‌ नाम्‌ हान्‌ ताङ्‌ काइ लाड) 

क्वङ्‌ मु स्वङ्‌ चाउ पिन्वङ्ये ताङ्‌ पाक्‌ त्येङ््‌ वाङ्‌ हिन्‌ । 

पि मायि माड नाइ ता ताङ्ुः हान्‌ ताङ्‌ लि लाङ्‌ खाम्‌ नाड, 

मान्‌ काङ््‌ खाम्‌ हाक याउ..-.-एे...-- 1 
हे प्रिये, देश के मध्य भागमें हमने प्रेम रूपी स्तूप (क्वङ्ु>) का निर्माण 
किया था, किन्तु कह अपूर्ण दही रह गया है, यानी बीच मेही हमारा प्रेम- सूत्र 
ट्ट सागयादहै। 


२०. 
चाम्‌का, खोवा जङ्‌ नाम्‌....--एे.---- । 


पि खाञ स्वन्‌ पिन्‌ मुन्‌ हिव्‌ फा लिनुङ््‌क'.----ए, ख्यत फि कुन्‌। 
रोवा अआङ् चाम्‌का स्येङ -.---एे..--- । 
पि खाड स्वन्‌ पिन्‌ चिक्‌ त्येङ्‌ नुव्‌ फा नाइ। 


हे चाम्‌का, जिस प्रकार पीत वस्त्र, चीवरधारी भिक्षु देव मनुष्य को धर्म में 
दीक्षित कर सुमार्ग पर ले जाते है, उसी प्रकार मै भी तुम्हे प्रेम बन्धन मं लाना 
चाहता हूँ । इतना ही नदीं चाम्‌का ! बुद्ध होकर तथागत ने लोक का कल्याण 
किया । तुम्हारा भी मेरे साथ मिलन होने पर कल्याण होगा । 


२९. 

" रि प्याउ सिक ' माठ साङ््‌ सिुङ््‌ कन्‌ तिपा नाम्‌...--एे। 

स्येङ््‌..--एे...-- । 

पि खाउ खायि पिन्‌ नुक्‌ साङ्‌ माइ वाङ्‌ पाक ----. एे। 

ति नाड प्येड चायि सिव्‌ याउ.----पे.---- । 

र्वि -प्याड सिक" माड खायि साङ्‌ तिपा पिङ्‌ कुन्‌ नाम्‌..----ए्‌) 

खखाम्‌.....-पे.--- । 

पि खाड खायि पिन्‌ क्रा वाड चाप्‌. इङ्‌। 

राम्‌ नाइ ति नाइ प्येव्‌ चायि साङ््‌ याड .---. ठे । 
डे मेरी प्राणेश्वरी ! चिन्ता के मरि मैं इस मनुष्य समाज में जीवित रहना नहीं 
चाहता हुं । मैं वन में पक्षी होकर अकेला विचरण करना चाहता हू । अन्यथा 
कोयल होकर तुम्हारा नाम लेना चाहता हूं । 


९२. 

चाम्‌का, मङ्‌ स्येङ्‌ खो वान्‌ अङ्‌-...-णे, 

पि मायि तिपिन्‌ ताङ्‌ सुन्‌ हिव्‌ फा लिनुङ्‌ स्वङ्‌ सि । 

खाम्‌ सिन्‌ ध्वम्‌ नाम्‌..--- एे। 

खो वा जङ््‌चाम्‌का.----एे। 

पि मायि ति नुड्‌ ताङ्‌ लुङः) 

स्वङ््‌ खुन्‌ फा नाइ ति ख्यत्‌ मायि हडइ नाम्‌....-एे। 
हे चाम्‌का } यदि यँ तुम्हें न पासका तो, भिक्षु बनकर, शील पालन कर विहार 
में रहुगा! हे चाम्‌का। यैं तथागत द्वारा दिया हा चीवर पहन कर तुम्हे 
धर्मदर्शना करूमा । जिससे तुम्हें भी निर्वाण मिल सक । 


९२. 

वा ख्वंङ््‌ ताङ्‌ ताले....-एे। 

राम्‌ तु चाउ साङ््‌षामाने। 

राड मान्‌कु काम्‌ याङउ.-.-- । 

ताङ्‌ ताले व ख्वङ््‌ याड एे। 

खाम्‌ तु साड माने ऊनायि क्यङ्‌ नाड । 
मान्‌ दुखो याउ..-.- एे। 


हाथी फसाने का फन्दा (हाथी गद) का दीवार जैसा गोलाकार, मजबूत एवं 
अडिग होता दै, वैसे ही मेरा (श्रामणेरः) का वचन भी खत्यडहै। जेसे हाथी 
गढ, दीवार के कारण मजबूत है, वैसे ही मेरी वाणी भी ध्रुव सत्य है। 


९.८. 

खाम्‌ स्यैङ्हा पिङ्येवेनाना, नाना... खाम्‌. ...-दे। 

पेक्‌ वाहा चाउफा माफाक..-.-दे। 

स्येङ्पाडइयचुना। 

वाम्‌ स्येङ्हय पेङ्ये वाइनानाना ना खाम्‌ ....-एे। 

पेक्‌ वा खान्‌ स्येङ्‌ प्वय लुङ्माक....--एे। 

स्येङ््‌ पाड चु ना...-.। 
हे परिये! हमारे दोनोंके बीचके प्रेम कोएेसा अदूट रसो कि यदि महादेश के 
पांच राजकुमार जयेतो भीउसेडिगान सक । हमारे बीचजो प्रेमालाप हा 
है, उसे पत भूल्नो सदि देवराज इन्द्र का वञ्रपातदहो तो भी तुम जपने वचने 


जडिग रहो । 


२५९. 

रिङ्‌ मायि नाङ््‌चाम्‌ माउल्नु लाङ््‌ पुन्‌ फा.---- ए 

तु नाङ््‌नाङ्तापाकुङ्‌ स्वङ्‌एे। 

चाङ््‌किनं कृन्‌ याङउ...-.ए। 

खिङ््‌ मापि नाङ््‌चाम्‌ माड तु नाङ््‌पु न्वङ््‌ मुङ््‌याउ..---एे। 

तु नाङ्‌ङककि यु नायि तिङ। 

नाड चाङ््‌ किन्‌ चाड याउ...--एे। 
हे मेरी परिया! तुम आकाश में उड्ने वाले गिद्ध जेसी हो, तुम मनुष्य (युवक) 
को (वशे कर) सकती हो, तुम पानी में रहने वाले मगरमच्छको भांति ही, 
तुम सुद्धे ग्रास कर सकती हो ओौर अपना बना सकती दहो। 


२६८. 
रि प्याड सिक माइ नायि चायि नाक न्वङ््‌नाम्‌...-. एे। 


खाक म्येङ््‌साम्‌ नाम्‌.----एे) 

रि प्याङ सिक माइ नाक स्वङ््‌ नायि चायि.-----पे। 

खिनिमोहम्‌ क्या पाक..---एे। 

साक म्येङ््‌ साम्‌ तुम्‌ स्वन्‌ याड -----एे। 
हे प्रिये ! चिन्ता के कारण मेरा शरीर भारसेदवबाजा रहा है, मै जिस कमल 
पुष्प क्रो लेना चाहता था, वह भी *मेङ्‌' नामक प्तिंगे ने नष्ट कर दिया हे। 


तुम्हे पाने में भी बहुत सी समस्यां है । 


९९१७ 


९६५७. 

कुङ्‌ काङ््‌ हापि न्वङ्‌ पिन्‌ मा काइ खुव्‌ खाम्‌ सा हाक्‌ .....रे। 
पि मायि थ्वतफा हाम्‌ हाउ ख्व्‌ सान्‌ ताङ्‌ याङ्‌.....एे। 

लुङ्‌ काङ््‌ स्वङ््‌ हा पिन्वङ््‌ पनमा काइ खुव्‌ त्वङ्‌ याउ....-पे। 
रताम्‌ ठे, पि मायि याफवङ्‌ त्वङ्‌ आङ फे क्वत्‌ ...--पे। 


हे प्रिये) हमारे बीच शक्ुओं ने पुल (बांधा) निर्माणकियाडहै। उसे मैं -विफल 
करूगा जौर उस शच्च निर्मित पुल को तोड़ कर मेरा पथ निष्कण्टक बनाङऊ्गा | 


९८. 
रतरेव्‌ फे नुक्‌ पात्‌ वाङ््‌सा खाम....एे, स्येङ्‌ ..-.-एे। 

पि मायि खाउ पिन्‌ साङ््‌ सी माउ थाङ्मा याड ..-.-एे। 

नुक्‌ पात्‌ पाङ््‌खेव्‌ फे साहाकू----- ए, स्येङ््‌ ..---एे। 

पि मायि नुङ्‌ ताङ््‌ ले तुव्‌ साङ््‌ कान्‌ खाम्‌ नाइ माड थाङ्हत मायि 
हय यड एे। 


हे सुन्दरी) पात्‌ पाङ् पक्षी अपने रमणीय अरण्य को छोडकर कीं नहीं 
जाता दहे, वैसेही म भी श्रामणेर होने से तुम तक पहुँचने ये'जसमर्थ दहं ओर 
मेरे पीत वस्त्र (चीवर) धारण करने से तुम तक पहुँचने में असुविधा है। 


९९. 
छुन्‌ ऊ पारायि क्यङ्‌ ये खायि पिन्‌ साङ््‌ नाम्‌...--े, हाक... । 
पिमायि खयि सनि चान्‌ कुङ््‌काङ््‌..--े) 


खरा क्वङ्‌ क््यव्‌ नाम्‌... एे (वा..--->)। 
खन्‌ उ क्यू चाम्‌ खायि पिन्‌ चाउतोने ध्वुताङ्सा नाम्‌ एे.--.-स्येङ््‌ 


पि मायि तुङ्‌ खिुन्‌ चान्‌ कुङ््‌काङ््‌....-पे) 
रवा सिङ््‌ खाम्‌. ..एे । 


हे त्रिया! श्रामणेर दीक्षा के लिए मैं बिहार में अभ्यास कर रहा दं। तुम्हारा 
प्रेमी, श्रामणेर हो गया दू. मैने धुतांग धारण कियादहै, मैं निर्वाण की खोज में 


ह| 


१९८ रगायन 


२०. 

म्येङ्‌ नङ्‌ सिङ््‌ मङ्‌ स्येङ्क पिनूमा सिन्‌ खड काइ खा पि.....पे। 
पि.-.-. ए, हान्‌ काड साड पिमा पो पाड नाई.....एे। 

पिन्‌ नु स्वम्‌ नाम्‌ पि...--एे (वा...) 


म्येङ नेङ्‌ सिुङ््‌ स्ये ङ्त्क.-.-.-एे । 

पिन मा लिन्‌ राइ एवन्‌ पि -----पे। 

हान्‌ काड खाउ पान्‌ माङ यामे पिन्‌ नु चान्‌ नाम्‌... (वा...) । 
हे मेरे प्राणनाथ! “म्येङ््‌ नेङ्‌' के युर्गी के अण्डे मे जाकर विनोद करने कौ 
नाति जकर मेरे खाथ प्रेम तो किया, किन्तु जशाजनक फल नहीं पा खको। 
मै अनाथ युवती, जवानी में तङ़प रही हूं. मुञ्चे लोग पसन्द नहीं करते हँ । मरे 
पिताजी भी मेरी उपेक्षा करते रहै। 


२१. 

स्येङ् पिन्‌ कुन्‌ ये माउतु नाङ्‌ पुन्‌ फा----- एेपि.-.-.-एे) 
तु नाङ््‌ काइ तिम्‌प्ा फान्‌ मे वाङ्‌ हुङ््‌ (वा-.---))। 

हय पिन्‌ कृन्‌ क..---े माउ तु नाङ््‌ पुन्‌ मिङ््‌ नाम्‌. ----पे। 


ताइ सिप्‌ खाऊ याउ.---- (वा...) । 
हे मेरे प्रिये ! यने जन्म तो लिया, किन्तु जन्य लोगों की तरह नहीं हुई । मै तो 
अनाथ सुर्गीं का चिगना जैसी आश्रयहीन हूँ । मेरा भाग्य दूसरे लोगो का जसा 
नदीं ह, मै अनाथ, निराहार चिगने की तरह दः म सभी जर से तिरस्कृता 


ह| 


२२. 

स्वङ््‌ हा प्येङ् ये युङ्‌ मान्‌ फु पेत्‌ खाम्‌ हाङ्तसा नां पि-----रएे। 
पि काउ खिुन्‌ ताङ्‌ चिक्‌ स्वत्‌ फा जका क ----- । 

पाइ लुम्‌ नाङ््‌ ता..---एे (वा.-.--2 । 

स्वङ््‌हाहयक..---एे, यङ्‌ मान्‌ फु हाङ््‌ सा पेतू खाम्‌ 


सिव्‌ लुम्‌ चाड नाम्‌ पि.----एे (वा..---एे) | 
हे मेरे प्रिये! हमारा प्रेम स्वर्ण हंस के जैसा है । आपके आकाश मे चले जाने 
पर भी मत भूलें। हम दोनों के बीच का प्रेम उस स्वर्ण हंस के जेसखा अदूट 
होना चाहिए । हे मेरे स्वर्ण! आपके आकाश में चले जाने पर भी जापको 
भूतल नहीं सकती द्ध! हे मेरे प्राण के देवता! 


२३. 
सि सि लुम्‌ हम्‌ फात्‌ तो च्वय.---- एे। 
पि... आड हम्‌ काड नो च्वय हय साड क.----एे। 
९९९ 


सिव्‌ पाइ रात्‌ तो चाइ..... (वा >) । 

सिखसिन्ुम्‌ हम्‌ पात्‌ तो नाङ््‌ आइ दहम्‌ । 

काठ स्येङ् सायि माइ साड रो नाइ...---एे | 

सिव्‌ पाड फत्‌ तो चाड पि...--एे (वा..---एे)। 
हे मेरे प्राण देवता! हवा *सि=सि' कर आपकौ जवानी को खुशलू सुद्ध 
प्रभावित कर रही दहै ओर मेरा प्रभाव आप तक नहीं पहुचरहादहै क््सा? मैं 
आपको खदा याद करती रहती हूँ. किन्तु जप मुञ्चे याद नहीं करते होगे। 


रमनाससखण उपाध्यास 


जकाल : दो निमा गीत 


लोक गीत. जयानन्द ओर उल्लास ही नही, केदना र असू भी लिट 
होते है। ये जनता की सामूहिक स्थिति के परिचायक रहे हैः। देखिये, 
अकाल कै दिनी चिरत एक निमाङ़ी गीते किसान के मन क्री व्यथा 
कितनी सजीव ह्योकर उतरी है। 
गीतके बोल हैँ-- 
साल आयो नाटो, मैय्या भल्ली बरत्‌ काटो । 
नहीं देवाण्यो व्याज, ऊतो कथई नी बद्यो दढाये, 
भेया भल्ली बरत्‌ काटो । 
मजूरलोगतो यों कहे भैया, बटठी गयो सब धन्दो । 
यो सबईन पर फ़न्दो । 
पड्यो कुमार को धाम, भैया, बेड़ी उडी गहं पाटी । 
वहां तो रह गई ताती माटी, 
भया जमीन हुई गई गारी, 
ऊ तो जगञऽ जगऽ सी राटी, 
भैया भल्ली बर्रत्‌ कारो । 
अबरेक पडयो नी पाणी, 
भरेया कोई नी बुलावऽ लाणी, 
किरी आजयो ध्ाणी-माणी, 
पेणु पड़से तातो पाड, 
साल आजयो नाये, भैया भल्ली बसखत्‌ कारो 
साल खराब जया है. भाई किसी तरह समय काटो । बहुत कोशिश को लेकिन 
साहूकार का व्याज तक नहीं चुका सका, काम धन्धे भी सब जेठ गये, सव्र पर 
गमुसीवत आई है । 
आश्विन की धूप पड़ी ओर खेत सूखकर कंकाल उड़ गये । 
जब तो वहां सिफ गरम सिद्धी रह गई है भाई, जमीन भी अब तो निष्ठुर दहो 
चुकी, उसमें जगह जगह से दरे पड़ गड, उसका मन फट्‌ गया है इस साल 
पानी नहीं गिरने से किसी ने लानी पर भी नहीं बुलाया मै । चारों ओर घूम 
जाया, अब तो गरम पानी पीना पड़गा। 


साल खराब जाया है भाई, किसी तरह अपना समय कारो! 





९२१ 


स. 


इस गीत मेंजक्ा्ल सखे खेती के कर्बादि हम जाने के फलस्वरूप खेती पर 
ही उगाधारित किसान क्ती गरीकी, लाचारी का भी दर्द सुकिये। 


गीत के बोल दैँ-- 


१२२ रगायन 


काई कदू रे, आजे को बात, म्हारी तो मुदी खुली गई रे। 

चार साल कीबणेल बात, माटी मंऽ मिली गई रे। 

दुई बेल्या को किसांण, ओका सी धाड्क््या नी चुकी रहया जी, 
चांदी चकती गिरवी घरी नऽ, ठिकरा लिक्छी रहूया जी। 

लुगई कहे कि म्हारा फाटि गया तुगा, 

पोरया-पारई भी फिरी र्या उघड, 

मत मर्रऽलगाओ ञ्ाल, हडं तो हरवरई न टी गयो जी, 

इना साल का महीं तो म्हारो सेत, पारी उडी गयो जी। 


मे आजको बात जप सखे क्या बताॐ, 
मेरी तो मुट्टी खुल गई। 

दो बेल के किसान से, 

रेती से मजदूर भी नहीं चुक रहे दै। 
न्वांदी वगैरह सब गिरवी रखने पर भी, 
उसके जज बर्तन लिक रहे है| 

स्त्री कहती है कि उसकी साडी फट गई, 
आओौर बच्चे हैँ कि उघड बदन घूम रहे हैँ । 
मुञ्चे मत गुस्सा दिलाो, 

म्रैतोहार कर बेठगयाद्ु 

इस साल तो मेराखेत सूख कर कंकाल हौ गया है। 


दुर्गा्थंकर त्रिवेदी 





ेहत्ना गाय : एक निमाडी लोकगीत 


सखत्य-जहिसा क्रा परिपालन भारतीय जन-जीवन का एक विशिष्ट अंग 
है! *वेहुला गाय" नामक एक प्रसिद्ध लोक गीत, जिसमे एक सुन्दर कथाभी 
सनिहित है, निमाड़ी लोक साहित्य को अपूर्व देन कही जा सकती है! इसी 
लोकगीत की यह विशेषता भी है कि यह विभिन्न जनपदो मे एक जेसीदह्ी शेली 
मैं प्रचलित रहा है! 


इसक्छी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हिंसक सिंह पर अहिंसक गाय की 
विजय का अत्यन्त कारूण्य एवं मरर्मिकतापूर्ण चित्रण हुआ है! इस चित्रणं को 
प्रतिभा से अभिभूत होकर ङो. वासुदेवशरण अग्रवाल ने कहाथा -- 
धर्म जर अधर्म के द्रन्द्र ओर समन्वय का इतना संक्षिप्त जर हदयवादी कथन 
जैसा इस लोकगीत में है, अन्यत्र कम ही प्राप्त होतादै! इस लोकगीत कको 
सचमुच ही भारतीय संस्कृति का रष्ट्टरीय लोकगीत कहना चाहिए । 


जाइए, आप भी इसी लोकगीतात्मक कथा को सुनिए्‌ ओर इसमें निहित सत्य को 
अपने अन्तर्मन यें धारण करने का प्रयत्न करने का उपक्रम कीलिए। निमाड़ी 
लोकगीतों के मूल स्वरो मेही इसे सुनिए -- 

बिन्द्राजो बल की, चरतीजौो गाय 

सारो जिन्द्रवन चरी आई जो) 

पहिलो हम्मर गउमा कांकड़ मंड दियो, 

दूसरो हम्मर गञउ्ञा घोहना का माही । 

तीसरो हम्मर गौजा पनघट पर दियो, 

चौथो हम्मर गौञजा सेरी का माही । 

पाचवोँ हम्मर दियो आंगण का माही ॥ 


[एक गाय बृन्दावन में चरने वाली, यह आज सारा वृन्दावन 
चर कर आई है । तभी उसे दिन भर से विद्ुडे बड़ को याद 
जा जाती दहै, ओर पहली हुंकार उसने गोव कौ सरहद (सीमा) 
पर लगाई, दूसरी गोहे (ढोरों के बैठने की जगह) पर, तीसरी 
पनघट पर, चौथी गँव की एक गली में लगाई ओर पांचर्वीं 
हकार भरती हुई वह घर के रंँगन में अपने बडे के पास आ 
पहुंची ।] 
र अत्यंत दी व्यग्रतापूर्वक बोल पड़ :-- 
पेवो-पेवो रे ब्जा सवा घडो दूध, 


जज का दूध बद्ृजा दोयलो जी । 
१२३ 


रोज चरता था बुजा मधुवन मंड) 

जंगल मंडरे बद्ध न्हार को डर, 

न्हार ख ऽ भेंट ^ न 5 जाईज श्र । 

अज को दृश्च दुआ दोयलौ जी ॥ 

(हे लचछड़े ! पियो, आज तुम मेरा सवा घडा दूध पी लो! आज 

का दूध बहुतही दुर्लभ दहै! हे बूड़, रोज मै मधुवन में चरती 

थी, पर आज जंगल मे चली गई थी । हे बद्ुए, जंगल में शोर 

काडर हे ओरआजतोमैशेरसे ही सिलकर आ रही हुं।) 
लात यह है क्रि जंगल में नेहुला नामक गाय एक शेर के पंजे में पड़ जाती है ओर 
अपनी मृत्युं निकट जानकर गाय एक शर्तं पर शेर सरे घर आने का अनुनय करके 
विनयावनत उ्नुमति चाहती है । वह कहती है --- 


मेरा नन्हा-सा बुजा घ्र पर है कह मेरी प्रतीक्षा कर रहा 

होगा । वह दिनभर का भूरा होगा। मैं घर पर जाकर उसे 

समञ्ञा कर आऊ ओर आज का दूध पिला आऊँ, किर तुम 

य्ुशी-खुशी मेरा मांस भक्षण कर लेना । 
शेर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। इधर गाय बडे को दूध पिलाकर 
अपनी पङडोसिन से कहती है :-- 

पोसन बाई तू म्हारी माय 

म्हारा ज्जा खञऽजतन सी राख, 

ऊढाला मंऽ ओ वैण, छंवला मंऽ जांधजे, 

हरयालई दूब खवाहृजे ॥ 


(हे पड़ोसिन बहन। तरू मेरी माता के समान है । मेरे च्चे को 
सम्हाल कर रखना। देखो गरमी मे उसे छह में नोँध देना, 
ठण्डा-सा पानी पिला दिया करना ओर सुनो, इसे लरसात यें 
ओसरि में बोध देना ओर भरपेट हरियाली दूब खिला दिया 
करना ।) 


उधर बच्चा भी यह बात सुनता है, तो वह तुरन्त ही सारी बात समञ्च जाता दहे ,र्माँ 
के बिना वह कैसे जीवित रह सकता है? अतएव मृत्यु का आलिंगन करने के 
लिए वह भी साथ चल दिया। वह कितना विचित्र क्षण था, जब हिंसक सिंह क 
मुख में जाने के लिए अर्हिसा की सजीव मूर्तिं “गाय ओौर वका * एक साथ 
अपने शेरकेपासजारहेदै। 

इसी बीच चलते-चलते बड को एक युक्ति सूञ्लती है । वह “वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
की तरह जितने भी जंगल के जीव रहै, वे सब परस्पर भाई- बहिन होते हैँ, यह 
मानकर जंगल के उस सिंह को * मामाजी ' कह कर पुकार उखतादै। मानो वह 
सिंह कौ सम्मूर्ण हिंसा कौएक क्षण में ही थाह ले लेना चाहता है । अतएव वह 


१९२९४ रगायन 


सिंह को मामाजी के नाम से सम्बोधित कर के कह -उखता है :--- 

भरवो भरवो मामाजी ऽ पददिते ऽ म्हारो 

मांस फेर भरवो म्हारी मयि को मँस॥ 

(हे मामाजी ! रखा खा । पहले मेरा मसि खा ! फिर मेरी 

माता का मोँखि भक्षण करना।) 
ये शब्द बडे के मुंह से सुनते ही सिंह सिहर उखता है । बड के प्रति उसकी 
जिज्ञासा बद जाती हे ओर वह चट से पूकूही बेठता है :--- 

कुणनऽ दियो रे ब्जा सीखन 5 बोध, 

करट का पण्डित नञऽपदढावियो । 

(हे बड़ ! तुद किसने यह ज्ञान दिया दहै? बोधदियादहै ओर 

किसने यह पाठ पदाया दै।) 
तो बक्छड़ा कह उठता :-- 

राम नदी मर सीरव नऽ बोध, 

राम जऽ पण्डितं पदावियो । 

(रामने तो मुले यह ज्ञान ओर बोधदिया दै ओर राम पण्डित 

ने दही यह पाठ भी पद्धाया है ।) 
सिंह पर इस लात का काषफौ सात्विक प्रभाव पडा ओर बह अपनी हिंसक प्र्त्ति 
भूलकर चट सरे कह उखा :- 

जा, जाओ, लईण, भाणिज आपणाज घर, 

ज तुमनऽ मर जीती लियोजी । 

(जाओ, जाओ हे बहिन ओौर हे भानजे । तुम अपने घर जाओ, 

आज तुमने मुञ्चको जीत लिया है।) 
यह भी असत्य पर सत्य की, हिंसा पर अहिंसा कौ, क्रूरता पर सौमनस्य कौ 
विजय है । कितना अच्छा दहो हम इस लोकगीत भरी लोककथा मे निहित ` सत्यं 
शिवं सुंदरं ' तततव को जपने अन्तर्मन में धारण करके अपने पूर्वजो के “जी ओर 
जीने दो ` के सात्विक सन्देश की रक्षाकरके आज की सबसे बड़ी आवश्यकता 
' विश्वाति ' की संभावनाएं पुष्ट करे । 


[ सुध्ाचिन्दु = जुलाई ७२] 


९२५ 


चन्द्रशेखर दुबे 





मालवा सखे कुच शब्द 


कुलावण 


उतरते ज्येष्ठ एवं लगते जाषाढ माह में मालवा में कुक अलग किस्मको हवाषं 
चलती हैँ ! ये पुखाई या पद्ुजा से भिन्न होती दहै । मंद-मंद हने क बजाय से जोर 
स्लोर से बहती हैँ! मगर बरसाती “बहरे-ङुडे वायरे' यानी लरसाती बहरी-नीम 
पगलीदहवाकी तरह भी नहीं होतीदहै।येहवाएं वर्ष भर चलने वाली खभी प्रकार 
करी हवाओं से भिन्न होती हैँ। ये जब चलती दहै, तो कुच दिनों तक सतत्‌ चलती 
रहती दै । ये हर पेड की पत्तियों को खिलखिलाने पर विवश कर्देतीदहैँ।हवाके 
प्रवाह का शोर अन्धड़ की तरह होता है। रात के सन्नाटे मे यह शोर किसी टक 
की ड-यखड, भड-भड जेखा लगता ह । 

इस जनोखे वाये यानी हवा को मालवे के किसानों ने नाम दिया-- ˆ“ कुलावण''। 
यह कुलावण शब्द मुञ्चे मूल “*जवण'' का अपभ्रंश प्रतीत होता है । क्योंकि इस 
कुलाचण को मालवे काकिसान इन्दर साजा यानी बरखा ऋतु के आगमन कौ पूर्व 
सूचना मानता है। अनुभव के आधार पर उसका यह विश्वास बनाहै कि तीसरी 
कुलावण के चलते दही बरखा प्रारंभहो जाती है । इसीलिए इस कुलावण को वह 
राजा को सवारी के आने के पहले उनके आगमन कौ सूचना देने वाले हरकारि 
जैसा मानता है। संभवतः इसीलिए इस हवा को उसने नाम दिया *कलावण' 
यानी कूल से जने वाली । कूल से तात्पर्यदहै सागरकामूलया तट । इसी आधार 
पर मने इस कुलावण को कूल जावण यानी सागर कूल से जने वाली माना। 
पृथ्वी-पुत्रोकोही प्रकृति के एसे सूत्र हाथ लगते दै । बे जीवन की पाठशाला में 
प्रक्रति के साननिच्य के कारण यह जान पाते हैँ किये हवाएं सागर कूल से जई दै 
इन हवाओं में कोई शीतलता नहीं होती है, केवल गर्जन-तर्जनदहीदहोता है । फिर 
भी पृथ्वी-पुत्रोंनेजानलिसाकिये सागर कूल से जाने वाली कुलावण है । वर्ष- 
दर-वर्ष इन लोगों ने इन हवाओं का यह तारतम्य देखा होगा, तभी यह अनुमान 
लगाया गया होगा? तभी निश्चसात्मक स्वर मैं लोक ने कहा-- तीसरी कुलावण 
चली कि ररा आई । 


राजा-महाराजाओं को सवारी के आगमन के पूर्व सामन्ती युग में हरकारे दौडे 
ते थे। वे सवारी के आगमन कौ पूर्व सूचना देकर सभी को सचेत करते थे! ये 
कुलावण भीउनहहरकारौ को तरह ही राजा इन्दर के आगमन की पूर्व सूचना देने 
सागर तक से दौडी-दौड़ी मालवा के पठार तक आ जाती है। जाधुनिक ऋतु- 
विज्लानी इस अनुमान की पुष्टि करे यान करे, हमारा किसान तो इन कुलावणों के 


चलने पर प्रसन्न होता है! उसे विश्वास दहो जाता है कि राजा इन्दर क्ली सवारी 
१२६ रगायन 


चल पड़ी | 

दूसरे प्रदेश के हिन्दी के एक बड़े लेखक महोदय को जून के प्रारंभ ये यहाँ 
मालवे में रहने का काम पड़ा था। तवे इस कुलाबण से बड़ परेशान हुए थे। 
उनके कागज टेबल पर से उड्-उड्‌ थे। उन्होने इ्ल्लाहट मे कहा था कि यहां 
कि हवा अनोखी है। 

कुलावण सच मे जनोखी हवा है 1 गति, प्रवाह, शोर आदि मे सामान्य से अलग । 
इसीलिए तो मालवे के पुथ्वी पुत्रोंने इसे जलग नाम दिया ~ कुलावण। 

यह कुलावण एक शुभ संदेश व नया विश्वास है । नई आशा है । कुलावण समय 
पर चलती रहे, ओर तीसरी कृलावण बरखा लेकर आए, यदी कामना दहै। 


जामण 


' “-जामण ' ' शब्द को आमतौर पर दही को जमाने के काम में जवे वाले दही के 
अर्थे ही जाना जातादहै। दूध को दही के रूप में परिवर्तित करने के लिए दही 
काबीज-साददूधमे छोड़ा जाताहै, उसे ही लोक-शब्दावली में जामण कहते दहे 
किन्तुलोक मेही इस शब्द काएक ओर अर्थ भी प्रचलित दै । इस विशिष्ट अर्थ 
मे जामण से आशय मां होतादहै। जी र्हा माँ याने जननी । जननी को जामण भी 
कहते हैँ । इसीलिए भाई को बहन ““जामण जाई'* कहता है । कई लोकगीत में 
ये शब्द इस अर्थ में प्रयुक्छ हुए दहं 

इस विशिष्ट अर्थनेद्ी मुद्ध कु कहने को प्रेरित किया! लोक की यह भंगिमा 
मुञ्चे अच्छी लगी । क्या बदियाउपमादीर्मौकोर्मोँ की जामण जेसी ठहरा दी। 
वसे देखा जाए तो इस कथन में कुछ भी अनुचित नहीं है। बड़ा सार्थक एवं 
खरीक कथन दहै यह । माँसचमेजामणजैसीदहीतो होती डै। उसी के प्रतापसे 
संतान होती है। दही के जामण की तरह वह इस प्रजाति को गति देती है। दही 
को तरह वह गर्भं धारण करती है । जामण कौ तरह उसकौ भूमिका ही निर्णायक 
होती है! जामण के विना दूध का स्वरूप दही में परिवर्तित नहीं हो सकता दहे। 
इसी तरह माँ के लिना संतान असंभव है! जनक कौ स्थिति लिना जामण वाले 
दुध जेखी होती है। वह अकेला संतानोत्पत्ति में असमर्थ है! जामण का संगम 
होने पर ही दूध के रूप परिवर्तन का क्रम चलता है। पुरुष के शुक्रष्वं स्त्रीक 
डिम्ब वाली संतोनोत्पत्ति की जैविक प्रक्रिया इस जलंकारिक अर्थमे अप्रासंमिक 
है । क्योकि यहाँ तो सन्दर्भ अलंकारिक एवं काव्यात्मक है! लोक ने लोक- 
जीवन की एक दैनंदिन प्रक्रिया को इतने व्यापक सन्दर्भसे जोड्‌दिया।्मोंको 
जामण एवं उखकी संतान को जामण जाई एवं जामण जायो कहकर खासी 
कविता-सी कर दी! 


रगावण 


नई पीढी तो * ' रूगावण' ` शब्द को शायद जानती ही नहीं डे > क्योकि सूगावण 
१२७ 


करा जब चलन दही नहीं रहा । जिस प्रथा का प्रचलन बंद हो जाता हे, उसे लोग 
भूतल जाते हैँ । रूगावणको भी लोग भूल गष्‌। 
किन्तु पुरानी पीदीके लोग तो अभी भी रूगावण को जानते है । उन्हें पताह कि 
व्मीते युग मे सञ्जी खरीदने पर, सन्जी ज्ेचने वाला या सब्जी बेचने वाली सुप्त 
हरा धनिया, हरी मिर्च आदि देती थी । मुफ्त में मिलने वाली इस सौगात कोही 
तब सगावण कहा जाता था। 
इस रूगावण जैसा उदार व्यवहार जीवन के अन्य कूचोमे भीउन दिनो होता था। 
हर मनिहारिन चूडी पहचान के बाद सुहागिन को सुहाग कौ चूडया मुफ्त देती 
थीं । यदि वह भूल जाती थी, तो सुहागिनें उखे स्मरणकराकर सुहाग को चूडर्यो 
उससे लेती थीं । इन चूडियों का उनके लिए महत्व था । इसी तरह दूध नापने 
वाला वांचछित दूध नापने के बाद, धार डालताथा। तेली भीतेल को धार छोड्ता 
था । सुहागिनों को जो वस्त्र लोकाचार में दिए जाते थे, उनके साथ बच्चों के लिए 
कपडे के छोटे टुकड़े रखे जाते थे । भोजन का निमंत्रण देने वाले बच्चो को अलग 
से निमंतरित नदीं करते थे ! क्योंकि बड़ों के साथ बच्चे पत्तल के साथ "“दोने'' कौ 
तरह जुडे-से माने जाते थे । जो लोग बच्चों को जपने साथ यदि नहीं लातेथे, तो 
भोजन कराने वाले उनसे इख बारे में कैफियत तलब करते थे। इसी तरह कौ 
उदार मनोवृत्ति का प्रचलन थाउनदिनो मे। 


महंगाई की मारने समाज को इस उदार मनोवृत्ति पर अंकुश लगा दिया । सन्जी- 
फरो रूगावण देना भूल गए। हरा धनिया एवं हरी मिर्च के भाव ब्दे, तो 
सन्जी-फरोश ने हाथ खींच लिया । चूडर्योँ मर्ह॑गी इई तो मनिहारिनने भी सुहाग 
की चूडां जलग सेदेना बंद कर दिया! “` सुहागिनें'' भी इस बदले दौर में 
सुहाग की चूड्यों के लिए ज्ञगड़ना भूल गई । जमाने का ट्य ही बदल गया 
इसीलिए रूगाकवण शब्द को लोग भूल गए । 


लाडो उगले 


वर-निकासी को हमारे मालवे में अनोखा नाम दिया गया-- “* लाड उगते''। 
लाडो याने वर एवं उगले तो निकलने का विलोम दहै ही। 


इस अनोखे नामकरण ने मेरे मन में यह प्रश्न जगाया है कि लाड़ा इस समय 
आखिर क्याउगलताहै>2 इसके उत्तर में मेरे भीतर से यही उत्तर जाता रहादरहै कि 
जो निगला गया हो, वहीं उगला जा सकता है । यह कैणियत नए प्रश्न को जन्म 
देती है-- एेसा क्या निगला गया, जिसे उगलने की इस समय आवश्यकता आन 
पडी । इसके उत्तर में मुहे यही सूञ्ञाडै किर्मोँकाद्दूध दही एेसी वस्तु है, जिसे 
उगलचे की प्रासंगिकता इस समय प्रतीत होती है) 

एसी प्रासंगिकता क्यों प्रतीत होती है, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 
वधू को प्राप्त करना सुदूर अतीत मे आज की तरह सरल कार्य नहीं था। उस युग 
विशेष मे एक कनीले वाले दूसरे कनीलों पर हमला कर वधू प्राप्त करते थे। तल 


९२८ रगायन 


मौका दू शौर्य का परिचायक मानाजाताथार्मो के दूध कौ लाज रखने वाले 
वीर नारी रत्न को प्राप्तकर पाते थे। विवाह के अवसर पर तोरण मारने कौ प्रथा 
उसी युग की शेष रही गुंज दे । *लाडो उगले '' वाले कथनमेंभीर्माँकेदूधका 
स्मरण है । वधू प्राप्त करने के लिए जब वैसे शौर्य को जावश्यकता रही नदी, फिर 
भी प्राचीन परम्पराओंकी लीक पीटीजा रही दहै । व्यर्थ को परम्परा से मुक्ति 
बड़ी कलिनाई से मिलती है । सजग प्रयासों से ही यह कठिन कार्यो पातादे। 


° लाडो उगले ' ' वाले इस कथन के सन्दर्भमेर्मोंके दूधवालामेरा अनुमान यदि 
सही है, तो यह कहाजासकताहै कि इस कथन कौ जडं बड़ी प्राचीन हे) 


& & हो # 9 गई 


पालत्‌ मादा पशु जन गाभिन हौ जाती है, तो कहा जाता है कि वह ^“ हो'' गड । 
गाभिन हो गई न कहते हए, सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि वह हौ गड । इस 
कथन यें मुख-सुख एवं वाकविदग्धता दोनों का परिचय मिलता हे । संस्ि्षिकरण 
मे मुख- सुख की प्रवृत्ति स्पष्ट है । दूसरी ओर केवल हौ गईं कहने में वाक्‌ चातुर्य 
लसित होता है । 
पशु-पालकों ने एेसे ही वाक्‌ चातुर्य का परिचय ˆ" डोर" ' शब्द मेंदिया है । सांड, 
पाडा, बकरा आदि की जननेच््रिय को जकार में डोरी को तरह लम्बी होने के 
कारण ही संभवतः: उन्होने डोर नाम दिया है? इसी तरह नर पशु को रत्िक्रियाको 
उन्होने ““ कूदना'' कहा । रति क्रिया में सांड, पाडा, नकरा आदि मादा पर कूद 
कर चद्ते हैं | 
सी सन्द में ““पानी पर '* आना कथन भी उल्लेखनीय है । मादा पशु जव 
गरमाती है या ऋतु पर आती है, तो उस स्थिति को मालवे में "ˆ पानी पर उना ' ' 
कहा जाता है। यह कथन भी वाक्‌चातुर्य का उदाहरण है। लोक की यही 
विशेषता हे । यदह्ना सहज कथन में भी वाक्चातुर्य भरा होता है । मादा पशु क 
गमनि पर उसकी योनि से पानी जैसा तरल पदार्थ रने लगता हे । अतएव ` ' सानी 
पर आना `" कथन तथ्य-परक कथन होते हुए भी इसमें वाक चातुर्य हे । क्योकि 
इसी बात को इस तरह भी कहा जा सकता थाकि मादा ग्स्मा गई । किन्तु एेसा 
न कहते हए बडे सलीके से कहा गया-- `` पाणी पर अई गई ' * यानी पानी पर 
जा गई । गर्भधारण के बाद तरल पानी के बजाय कुछ गादा पदार्थं मादा की योनि 
से ज्ञरता है 1 अतएव इन दोनों स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए पहली स्थिति को 
कहा गया-- पानी पर आ गड 1 
ग्रामीणों का सलीका दिशा-मैदान जाने वाले कथन मं भी प्रगट हा है 1 फूहड़ 
दंग से शोच के लिएजानेकान कहते दह्ुए कहा गया दिशा-मैदान जाने को 
कलहा गया । मेरे गोँव में तो इसी लात को “* खाच्छ जाना *" यानी नाले की आजर जाना 
कहा जाता है! नाले की ओर जाने में लाक्षणिक उ्यंजना है । 
पशु-पालकों को अपने पालतू पश्ुजौ को रति ्रीड्ओं को गौर से देखना पडता 
१२९ 


हे, क्योकि इस रति ऋीडा के फलस्वरूप होने वाले परिणाम पर उनका भविष्य 
निर्भर करता है । मादा यदि गर्भवती दहो जाती है, तो वे निश्चित हौ जाते हैँ । किन्तु 
मादा यदि खाली रह जाती है, तो वे चिन्तित होते हैँ । इसीलिए भस पर भैस 
(पाड) को कूदते देखते समय वे उसकौ डोर गिनते दै । जधिक होने परमादाके 
° ° होने ' ' क्री संभावना रहती है | 


डोर गिनने वाली यह स्थिति मुञ्चे यौन शिक्षा के सन्दर्भ मे विचारणीय लगती दहे। 
इस स्थिति के होते हुए सुञ्चे ग्रामीणों के लिए यौन शिन्षा निरर्थक एवं अनावश्यक 
प्रतीत होती है, क्योकि यहौँ के खुले जीवन में स्त्री, पुरुष, लच्ये जादि सभी कोर्ह 
खबर के सामने भैस पर कूदते भसे कौ डोर गिनतेदहैँ। इन लोगों को यौन शिक्षा 
देना, उल्टे बसि बरेली ले जाने जैसादही कृत्य कहा जाएगा। 


लात “हो '' गई से चली थी ओर पर्व गई यौन शिश्चा पर । वाकू-विदग्धतामें 
नाव करटो से करटो प्च ही जाती है । 


सासुजी अरथ भंडार 


“` म्टारा ससराजी गाम गरासिया, सासुजी जरथ भंडार ।'' 


मालवा में बधावा गीतों में उपरोक्त पंक्ति्योँ प्रायः सुनने को मिलती हैँ । इनमें से 
प्रथम पंक्ति का अर्थतो मेरी समज्ञ में जता रहा ड; किन्तु दूसरी पंक्ति को लेकर 
म उलञ्चता रहा हू । क्योकि ससुरजी के ग्राम गरासिया होने वाले कथन मध्य 
युगीन सामंती व्यवस्था के अनुकूल है। उस समय जमींदार, जागीरदार, इजारेदार 
के साथ “*गरासिया!'' भी होते थे। मालवामेंये गरासिया आमतौर पर राजपूतों में 
से ही होते थे। विद्धानों ने इस गरासिया शब्द का उत्स संस्कृत के ग्रास शब्द से 
जोड़ा हे । इन गरासियों को मुख के ग्रास को तरह भूमि पर कुक अधिकार होता 
था। करृषकोंसे वे अपनाहक ग्रास के रूपमे पाते थे। पिंडारियों ने नर्मदा कांटे 
के कुक गरासियों को मार-पीट कर इस अधिकार से वंचित कर दिया था । इनके 
स्थान पर पिंडारा सरदार उस भूमि पर कालिज हो गए थे। पिंडारा युद्ध में इन 
अपदस्थ हुए गरासियों ने जंगरेजो कौ सहायता कौ थी । पिंडारियों कौ पराजय के 
लाद इन गरासियो ने अपना बदला इन पिंडारियों से निकाला था! ठेस ओर भी 
कड उल्लेख गरासियों के बारे में इतिहास में मिलते हैँ । इसीलिए ससुरजी को 
ग्राम गरासिया श्योषित करने वाली बात मेरी समज्ल में आती रही है। किन्तु 
साखूजी के अरथ भण्डार होने की घोषणा को लेकर यैं उलज्ता रहा हूँ । यह 
अरथ शब्द मुद्ध उलञ्ाता रहा है | 


इस गीत के इस पंक्ति के पाठान्तर नै पुञ्चे ओर उलब्ाया है । क्योंकि पाठान्तर में 
` ' अस्थ '* के बजाय ** अरक'' शब्द नजर आया है । डो. श्याम परमार के शोध 
प्रबन्ध ˆ` मालवी लोक साहित्य'' के पृष्ठ १९३ पर यह पंक्ति इस प्रकार बतलाई 
गई हे -- “ससुरा हमारा राज-विजयी, सासु अरक भंडार ।'' किन्तु डस पाठान्तर 
के द्वारा ओर उलज्ञाये जाने के बावजूद मुञ्चे लगा है कि अरथ एवं अरक में कोई 


विशेष अन्तर नहीं है । क्योकि अस्थ का सीधा-सरल अर्थ होता है अर्थ। इस 
अर्थ को हम चन-दौलत बाले अर्थक रूपमे स्वीकार खकतेदै। इस अर्थकी 
संगति अरक याने अर्क के साथ बेठ सकती दहै, क्योंकि यह अर्थभीतो अक की 
तरह सारद्दी होता है) धन-दौलत से बड़ा सार या अर्क या निचोडङ़ भला ओौर 
च्या दहो सकता है। धन=दौलत वाला अर्थ तो सब अर्थो (य्ह अर्थ व याने 
मतलल) क्रा अर्थदहैदही। इस अर्थ को सारांश या मतलब वाते अर्थ में स्वीकारने 
पर भी अक या सार वाली बात की संगति बनी रहती दै। इसीलिए पाखान्तर 
वाली स्थिति विशेष उलज्न बद्ाने जेसी युद्धे नहीं लगी 


रव्रास -उलङ्लन तो सासजी को '* जरथ भंडार '' निरूपित करने से प्रतीत हुई । मैं 
चकित हजा कि बहू ने अपनी सास को इतनी महिमा-मंडित कौ, क्योकि बहूए 
तो आम तौर पर सास को क्रूर एवं अनुदार दही बताती रही हँ। इस गीत की 
अनोखी बह ने अपनी सासजी को “* रथ भंडार्‌'' या “*अरक भंडार '' ्योषित 
कर दी। बहुत बड़े दिल वाली निकली सह पतोहू । लगता है खुरी के अवसर के 
कारण ही एेसखी विशाल-हृदयता उभरी होगी > यह भी हौ सकताहैकि प्रसव को 
पीड़ा से जक्रांत बहू ने सास-ससुर एवं ससुराल के अन्य रिश्तेदारो को इस तरह 
महिमा-मंडित क्रिया हौ? बहरहाल कुक भी किियादहो, मगर हुजा प्रशंसनीय 
कार्य! हमारे सहां मालवे में सास को “*हॐ'' कहा जाता दहै । इस हर शब्द का 
सास के अलावा अच्छा अर्थौ होता हे! हू आम तौर पर हऊ यानी अच्छी 
नदीं होती है । मगर हमारे पूर्वजो ने हरू को हऊ (अच्छी) बनाने के लिए हऊ 
शब्द को विद्वअर्थी बनादिया। इस गीत की वधुने भी पूर्वजों कौ इस सीख को 
मानते हए अपनी साख को अरथ भंडार या अरक भंडार घोषित कर दी। 


इस गुत्थी को इस तरह सुलज्ञाने के लाद भी यह प्रश्न तो जनसुलज्ञा रह ही गया 
कि अरथ भंडार या अररक भंडार से आखिर आशय क्याहै! सासजी क्या अर्थं 
(धन) का भंडार हैया अर्थ (ज्ञान) का भंडार है? अक से भी ज्ञान वाला अर्थ 
लियाजा सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहाजासकताडहै कि ससुरजी 
जल गाम गरासिया है, तो सासजी अर्थं (धन) का भंडार होगी ही। ओर प्रोदा 
होने के कारण अनुभवजन्य ज्ञान का भंडार भी होगी ही । अत्व असथ भंडारया 
अरकं भंडार वाली वात बड़ी सटीक एवं सार्थक है! हर बहू अपनी सास को 
यदि इसी तरह महिमा-मण्डित करेगी, तो घरों में सुख-शांति रहेगी । 


हरिहर वैष्णवे 





नारी पर एकाग्र महागाथां 
लच्छी जगार 


देश का जादिवासी बहुल बस्तर अंचल अपनी सांस्कृतिक सम्पन्नता के 
लिषएदेश ही नही, अपितु विदेशो में भी चर्चित है । क्षेत्र चाहे रूपंकर कला क्रा 
हो याकि प्रदर्नकारी कलाओौयाफिर मौखिक परम्परा का। प्रकृति के अवदान 
कौ कभी न भुलाने वाला बस्तर काजन मूलतः प्रकृति का उपासक है। उसके 
खभी पर्वो पर उसको अनन्य उपासना, श्रद्धा, भक्ति ओर कृत्ता वकी स्पष्ट छाप 
दिखख्लायी पडती दै! वर्ष भर कोई न कोई त्यौहार, कोई न कोई उत्सव ¡ बीज- 
वानी का उत्सव कजफुटनी, मों घरती का त्यौहार म्टीकिहणरः वसुन्धरा के श्युगार 
का पर्वं अयुसक्िहणरः नए अन्न का स्वागत जकार, गोधन की पूजा दियारी 
जाम क्रा स्वागत जमा जोगी, वर्षा की अभ्यर्थना शीसखाजतरा; ग्राम-देवी- 
देवताञजौ कौ वार्शिक पूजा-अर्जना का आयोजन मंड ककस्ाड़ या कड़साङ़ 
अथवा विभिन्न फं्कम आदि । 
धनक्ुल्े तथा लचूखीजगार भनी इसी तरह के महत्वपूर्ण लोकोत्सव दै । जहां 
धनकुल के महादेव-पारव्ती कौ कथा गायी जाती है वहीं लकमीजगार सें 
महालयखी' ओर नरायनः कौ । लछमीजगार की इस कथा को उसकी म्रकरति के 
अनुसार लोक महाकाव्य कहा जाना समीचीन होगा । उल्लेखनीय है कि लचूमीजगार 
को कुक लोग जगार, कुर लोग लयखीजगार तथा कुक लोग लखीजग अर कुक 
लोग जग कह देते हैँ । जगार बस्तर अंचल की लोकभाषा हल्नी का शब्द है ओर 
यह हिन्दी के जागरण या जागृति अथवा यज्ञ शब्द का ही अपभ्रंश है। मूलतः 
हल्नी मे गाए जाने वाले इस लोक महाकाव्य की भाषा मे यदा-कदा भतरीः-एवं 
त्तीसगदी+ लोक भाषाओं के भी शब्द प्रयुक्त हुए हैँ । यह उत्सव प्राय: सामूहिक 
रूप से आयोजित किया जाता है, जिसे गोँविजगार कहा जाता है ! कई बार मनौती 
मानने वाले व्यक्तिगत रूप से भी इसका आयोजन करते हैँ । किन्तु आयोजन यें 
भाग सभी लेते दहै। कम से कमर्पोचि तथा अधिकतम ग्यारह दिनों तक चलने 
वाले इस उत्सव के आयोजन-स्थल प्रायः देवगुङ़ी अर्थात्‌ मन्दिर होते है 
अआयोजन-स्थल को लीप-पोतकर सुंदर ढंग से सजाया जाता है । दीवार पर 


भित्तिचित्र अंकित किए जाते हैँ! इन चितं मे जगार की कथा संश्चेप में अंक्कित 
(` 


॥ । 


2 नारयण 


3. ड्या भाषा तथा बस्तर कौ लोकभाषा हत्ती के सम्मिश्रण से प्रादुर्भूत एक लोक भाषा, जो 
ल्रस्तर चल के सीमावर्ती क्षेत्रयें बोली जाती है। 
4. त्ती सगौ राज्य कौ प्रमुख लोकभाषा | 


१३२ रगायन 


होती है । पाट गुरुमार्य अर्थात्‌ पट या प्रमुख गुरु मँ ओर चेली गुरुमायं अर्थात्‌ 
शिष्या या सहयिका गुरुमांस इस आयोजन कौ सिरमौर होती हैँ । सही दोनों हंडी. 
धनुष, नोस कौ पतली कमची तथा चावल फटकने का सूपा, जिन्हें ऋमशः 
घुमरा हांडी, धनु, चिरनी काडी जौर सूपा कहा जाता है; के संयोजन से तैयार 
वाद्य-सन्त्र को धनकुल कहा जाता है! धनकुल शब्द ओडिया भाषा से आया 
हुआ हे । धनुष का परिवर्तित स्वरूप है धन तथा कुला का परिवर्तित स्वरूप है 
कुल । ओड्यामें कुला का अर्थ दहै सूपा। 

इस आयोजन में दिन में जो पूजा-अर्चना होती रहती है, दीपक अनवरत्‌ जलता 
रहता है किन्तु कथा-गायन प्रासः रातमेंही होता दै। श्रद्धालु जन देर रात तक 
पलक बिना ्पकाएबेठेक्थाकारसनले रहे होते हैँ! जगार गीत वस्तुतः गीत 
नहीं, लोक महाकाव्य है । मौखिक महाकाव्य । जलिखित साहित्य ! आश्चर्य होता 
है इन गुरुमाओं कौ स्मरण-शक्ति पर, जिन्हें लगभग एक-डेदट्‌ हजार पृष्टो में 
समाने वाला यह महाकाव्य कंडस्थ हे । ओंस्टरिलिया के नुतत्वशास्त्री डो. क्रिस 
ग्रेगोरी इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्णं लोक महाकाव्य निरुपित करते हैँ। वे 
कहते हैँ ** ओरल एपिक्सछ ओंफ इंडिया के सम्पादक स्टअर्टं एच. ब्लैकलर्न ने 
अपनी इस किताब मे कहा है कि भारत में एेसा कोई लोक महाकाव्य रिकाड 
नहीं करिया गया है, जिसे केवल महिलाएं गाती हों । किन्तु अब तक महाकाव्य 
क्रो हरिहर वैष्णव द्वारा रिकाड किए जाने एवं उसका लिप्यंतरण तथा इसका 
हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद किए जाने के कारण स्ट्अर्टं एच. व्लैकबर्न क्री 
उपर्युक्तं स्थापना बदल जाती दहै ।* 


यह वह लोक महाकाव्य है जिसमें मृत्यु की नहीं अपितु जीवन की कहानी है। 
यह युद्ध ओर नायक प्रधान कथा नहीं है। यह नारी प्रधान लोक महाकाव्य है। 
नारी को, नारी द्वारा, नारी के लिए कदी गयी महागाथा है यह लछमीजगार । यह 
सृजन कौ कथा है । इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल आदि का 
समावेश ही नहीं अपितु चृहद्‌ एवं तथ्यात्मक विवरण है । ज्ञान का भंडार है यह 
लोक महाकाव्य । इस महाकाव्य में पौराणिक नायक-नायिकाओं, यथा लक्ष्मी- 
नारायण एवं महादेव-पार्वती का लोक संस्करतिकरण हुजा है! लक्ष्मी-नरायन 
ओर माहदेव-पारबतीः नामकरण इसी लोक संस्कृतिकरण के परिणाम हैँ । इस 
महाकाव्य के नायक-नायिका ईर होते हुए भी लोक के अनुरूप आचरण ओर 
ठ्यवहार करते दिखलाई पड़ते हैँ । सबसे महत्त्वपूर्णं तथ्य जो इस उत्सव के 
विषस मे रेख्रांकित किएजाने योग्य दहै, वह यह कि गुरुमायंकाकिसीखासया 
तथाकथित ऊची जाति कौ होना कतई आवश्यक नर्हीहे!योंतो प्रायः महिलाएं 
हो गुरुमायं होती हैँ किन्तु अपवाद स्वरूप पुरुष भी यह भूमिका निभाते देखे गए 
हे । बस्तर ग्राम के सुखदेव एवं जयदेव, कोंडागांव के लुदरुराम कोराम ओौर 
छदीराम तथा बरक के मस्सूराम सोनवाली एेसे ही अपवादो मेंसेरै। 


लकमीजगार अन्न लक्ष्मी कौ पूजा का महोत्सव है । इस लोक महाकाव्य में सृष्टि 
5. महोदव-पार्वती 


की उत्पत्ति ऋी कहानी दै. धान की उत्पत्ति की कहानी है ओर इसमे वर्षक्ती भी 
कहानी हे! इसमे वर्ण या रंग भेद का कोई स्थान नहीं है। इस महाकाव्य के 
अनुसार मेंगराजा-मेगिनरानी अर्थात्‌ वर्षा के देवता को पुत्री ह माहालखी | 
माहालसखी यानी धान । माहादेव कृषक है । देवी पारबती को चिंता है मंजपुर यानी 
मृत्यु -लोक के निवासियों की । वह उन्हीं के जीवन-यापन के लिए माहदेव को 
कृषि-कार्य हेतु प्रेरित करती हैँ । माहादेव के अथक परिश्रम से होती है धान 
अर्थात्‌ माहालखी की उत्पत्ति । माहालखी यानी धान नरायन सजा को बाईसवीं 
रानी है । उनकी इक्ीस रानियां हैँ कोदो, कोसरा, सरसो, मूंग, अरहर, उड़द, राई, 
तिल, डंगीतिल या परबत, चना, बटरा, मंडिया, अलसी, भदई, सांवा, ल्युडंगा, 
कांदुल आदि तिलहनी एवं दलहनी फसलें । यै इक्कौस रानियां सौतियाडाह के 
चलते माहालखी को प्रताड्ति करती हैँ। बहुत अधिक प्रताड्ति किियैजाने के 
जावजूद माहालयखी अपने पति का घर नदीं चछोडती किन्तु जब्र नरायनराजा द्वारा 
-पाद- प्रहार क्रिया जाता है तब वे इसे नारी कौ अस्मिता पर जाघात मान कर पति 
का घ्र छोड़ देती हैँ । उनके गृह त्याग के बाद नरायनराजा ओर उनको इक्रीस 
रानियों पर दुखं के पहाड़ टूट पडते हैँ । वे दाने-दाने को मोहताज हो जाते हें । 
जन्त ये हार मान कर रानियां स्वयं ही नरायनराजा से माहालखी को खोज कर 
घर वापस लाने को कहती दै । नरायनसजा माहालसी को बड़ी मुश्किलत्लो के बाद 
रोज कर घ्र वापस लाते हैँ। 


लचरूमीजगार का आयोजन प्रायः नवारखानी के लाद आरभ हो जाता है किन्तु 
अगहन के महीने को इस्रके लिये अधिक उपयुक्त माना जाता है। अआगहन का 
गह्ीना लक्ष्मी का समय माना जाता है । महत्त्वपूर्ण दिन होता है बड़ा जगार का 
यानी जगार का अन्तिम दिन । ओर यह अन्तिमिदिन दहोताडहै गुरुवार । जगार चाहें 
पोँचदिनकाहोया सात अथवानौ या ग्यारह दिनों का। समासि तो गुरुवार को 


ही होगी । 


जिस स्यान पर लछमीजगार ररवना हो, वहां परम्परानुसार दीवार पर सित्तिचित्र 
अंकित किए जाते है । इसे गड लिखना कहा जाता है । चिजांकन का कार्य लोक 
चित्रकारो द्वारा किया जाता है! जमीन पर चावल के आटे से बांधा सा बाना 
लिखा जाता है! नाधा या लाना लिखना यानी जमीन पर चित्रंकन । इसे छत्तीसगदी 
प्रभावित क्षेत्र में चौक पुरना कहते हैँ । इसी बाधा या चौक के ऊपर पीदा यानी 
लकड़ी का जासन रसा जाता है)! इस पीदा के ऊपर डुमर अर्थात्‌ गुलर को 
लकड़ी से बनी पायली यानी धान-चावल नापने के उपयोग में लायी जाने वाली 
मापिकामें धान भरकर रखाजातादहै। इसे नये कपडयें ढक कर उसके चारों 
ओर धागा ओौर फूल लपेट दिया जाता है। यही दै अन्न लक्ष्मी! पायली के 
समानांतर दूसरी ओर एक कलश स्थापित किया जाता है, इस कलश पर एक 
नारियल रखा जाता है । यह होता है देवाधिदेव भगवान नरायन का प्रतीक । फिर 
दोनों के सामने एक ओर कलश स्थापित कियाजातादै। इस कलश पर दीपक 
6 ` जैचरजा-ैचिनरानी ` 


रखा जाता डे, जो उत्सव क्रो समासि पर अनवरत्‌ जलता रहतादे!पूजाक लिए 
सरई अर्थात्‌ साल के पत्ती से बनी पतरी यानी पत्तल कराउपयोग किया जाता हे। 


जन्तिमि दिन जो हमेशा गुरुवार दही होता है, बहुत ही धूमधाम से सम्पन्न हौतादहे। 
बस्तर में गुरूवार को लक्ष्मीजी का दिन माना जाता है! इसी आधार पर इख दिन 
कऋा नामकरण लखिमबार या लखिनवार हा दै! लक्मी, लखी सखा माहालखी 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी । गुरुवार के दिन गोव के सरि लोग नए कपड़ों मे सज- धज 
ऋर जगार मे एकत्र होते हैँ । चृडी-फुदडी, तेल-कष्यी, हल्दी-चावल, पान- 
सुपारी, खाड़ी आदि पूजा एवं श्रंगार को सामग्री लेकर बाजे-गाजे के साथ लोगों 
का समूह खेतों की आर जाता है । इसे गोपपुर कडा जाता है । खेत यानी गोपपुर 
में घान की पूजा-अर्चना की जाती है ओर थाली में धान की बल्ियां लेकर जगार 
स्थलं पर वापस आते हैँ । यहां पहले से ही सांडो खानी मंडप बनाहोताहै। इसी 
मांडो के नीचे लचमी-नरायन या लखी-नरायन का विवाह धूमधाम के साथ 
किया जाता है | विवाह को सारी रस्म पूरी कोजाती दहै । हल्दी-तेल से एक-दूसरे 
क्रो सराबोर कर दिया जाता है निसान, ढोल, तुड़बुडी ओर मोहरी आदि वाद्ययन्त्रों 
की लय-ताल पर युवक-युवतिर्यो, बच्वे-बृढे.... सभी भाव विभोर होकर नृत्य 
करते हैँ । रात में पुन: कथा-गायन होता है ओर दूसरे दिन फूल-पत्ते जादि नदी 
या तालाब में विसर्जित कर दिये जाते है। विसर्जन के बाद जगार-स्यल पर 
जाकर कपडो मेंढक धान को पायली को देखते हँ! धान को मात्रा बद चुको 
होती है! यही इनके विश्वास को ओर बल देता है। 


लकछमीजगार की कथा में प्रायः क्षेत्रीय भिन्नता है! जगदलपुर क्षेत्र में गाए जाने 
वाले जगार ओडिया के लक्ष्मीपुराण से उद्भूत है, जबकि कोंडा्गव क्षेत्र में गाए 
जाने वाले लकमीजगार पर पुराण कौ कोई छाप नीं है । कोडा्गेव कौ गुरुमायं 
सुखदई कोराम लक्ष्मीपुराण से उद्भूत जगार को जमखंदा यानी यमशाखा तथा 
लक्ष्मीपुराण से इतर प्रचलित जगार को बेसराखंदा यानी बाजशराखा के रूप में 
वर्गीक्रित करती हैँ। 

सरगीपालपारा (कोंडागांव) की गुरुमायं सुखदई कोराम, गागरी कोसम, सोमारी, 
रामदई ओर पलारी की गुरूमांय कमला कोराम, घोड़सोडा को गुरुमायं सनमती 
तथा बम्हनी की गुरुमांय आसमती एवं जानकी द्वारा गा जाने वाले ल्मी 
जलगार तथा डोगरीगुड़ा (कोडागांव> की गुरुमायं अम्बिका वैष्णव एवं मुलमुला 
की गुरुमांस मंदनी पटेल द्वारा गाए जाने वाले ल्मी जगार कौ कथा मे बहुत 
अन्तर है । सरगीपालारा -एवं पलारी की उपर्युक्त गुरुमाओों द्वारा गाए जाने वाले 
लकूमी जगार की कथा का उद्गम कोई भी पुराण सा शास्त्र नीं है । यह पूरी 
तरह मौलिक है। इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है । जबकि ङोगरीगुडा एएवं 
मुलमुला की गुरुमाओ द्वारा गाए जाने वाले ल्मी जगार में पौराणिकताकापुट 
ठे! ये गुरुमाएं कहती हैँ कि इनके द्वारा गायी जाने काली कथा का उद्गम 


२२५ 


ओडिया के लक्ष्मी पुराण से हा है । खोरखोसा, बस्तर, सिंगनपुर (जगदलपुर) 
आदि गांवों में गाए जने वाले ल्मी जगार कौ कथा भी ओडिया के लक्ष्मी 
पुराण से अनुप्राणित है! यह बात अलग है कि यत्र-तत्र पौराणिकता से इतर 
जस्यान भी इसमें जुड़ गए हैँ तथापि कथा का उत्स तो लन््मी पुराणी हे। 
किन्तु रोचक तथ्य यह है कि संस्कृत में रचित पुराणो कौ सूची में लक्ष्मी पुराण 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । वस्तुतः निम्न 18 सुख्य एवं 2 अन्य, इस तरह 
कल 20 पुराण बतलाए्‌ गए हैँ: 1. विष्णु पुराण, 2. नारद पुराण, 3. भागवत्‌ 
पुराण 4. गरुड़ पुराण, 5. पद्मपुराण, 6- वराह पुराण, 7. मत्स्य पुराण, 8. कूर्म 
पुराण, 9. सिंग पुराण, 10. शिव पुराण, 11. स्कन्द पुराण, 12. अग्नि पुराण, 13. 
वायु पुराण, 20. हरिवंश पुराण ओडिया में प्रचलित लक्ष्मी पुराण वस्तुतः 
जडया साहित्यकार इन्द्रमणि साहू क्री रचना है । लगभग 150 पृष्टौ को इस 
पुस्तक का प्रकाशन 1965 ई. में शारदा प्रेस, कटक (ओड्सा) से हञा था 
दरञजसल रचनाकार ने 46 अध्यायो यें संयोजित अपनी इस रचना का जाधार 
विष्णु पुराण को बनाया है, यह कहाजासकतादै। 


सरगीपालपारा एवं पलारी की गुरुमाओं कौ गुरु थीं सरगीपालपारा (कोडागांव) 
की आसती एवं दुञआरी । आयती एवं दुजारी को गुरु थीं (कोडागांव) की एक 
महिला! संयोगसेये सभी गुरुमाएं अक्त वर्ग से ही संबंध रसती थीं। 


इन गुरुमाञं द्वारा पायी जाने वाली कथा में इस अन्तर काणए्क कारणजौ मेरी 
समञ्च में आ रहा है, वह यह हो सकता है कि चूंकि सरगीपालपारा, पलारी एवं 
्योड्सोडा कौ गुरुमाएं जद्कूत वर्ग की हैँ अतः पुराणों तक इनको पहुंच न होने के 
कारण इनकी कथा में कोई भी पौराणिक तथ्य नहीं हँ । इसी तरह डोंगरीगुडा कौ 
गुरुमायं जस्विका वैष्णव, मुलमुला कौ गुरुमांय मंदनी पटेल, खोरसखोसखा की 
गुरुमांय रेमती, मनगती एवं सरसती तथा बस्तर के सुखदेव ओर जयदेव एवं 
सिंगनपुर कौ आसावबाई जादि गुरुमापएं सवर्ण वर्ग में संबंधित होने के कारण 
पुराणों तक इनकी पहुंच सहज थी, इसलिए इनको कथा में पौराणिकता कौ स्पष्ट 
छाप दिखलायी पडती है । यहां यह उल्लेखनीय है कि पुरातन काल में जच्कूत 
वर्ग के लिएन केवलं शास्त्रों का अध्ययन अपितु उनका श्रवण भी वर्जित था; 
इससे यह तथ्य भी उभर कर सामने जताहैकि कथा तो इनकी अपनी है किन्तु 
पात्र पौराणिक हैँ । मेरीडइस धारणा की पुष्टि बांञ्याराजा नामक एक हली लोककथा 
से भी होती है। इस कथा के नायक-नायिका के नाम अलग-अलग वर्ग के 
कथा-वाचकों की कथाओं में आार्थजनक रूप से चिन्न-भिन्न हैँ । लांञ्चाराजा 
नामक इस लोककथा मे नायिका मंजपुर म्रत्यु लोक) के एक सन्तानदीन राजा 
(लांञ्ाराजा) के रूप पर मोहित होकर अपने पति का त्याग कर उस लांज्ञाराजा 
के साथ भाग जाती हे। कथा वही है किन्तु अदत वर्ग द्वारा कही गयी इस कथा 
मे नायिका का नाम लकमी (लक्ष्मी) ओर नायक का नाम नरायन (नारायन) दै, 
जबकि सवर्णो द्वारा कही गयी इसी कथा में नायिका का नाम सुंदरी बाबी तथा 
नायक का नाम धनुरजय दहे । इस लोककथा से दो बातें स्पष्ट होती हैँ । पहली यह 


कि, अद्ूत वर्गं के बीच लकूमी ओर नरायन उस वर्ग के आचरण के अनुरूप 
दर्यं पात्र हैँ । दूसरी बात यह कि निम्न वर्ग कौ सामाजिक सोच रूदिवादितासे 
रोसो दूर है 1 उनके विचारों में खख्ुलापन डे । वहां नारी स्वतन्त्र हे । किन्तु साथही 
एक प्रश्न भी कि क्या सही स्वतन्त्रतादहै सखा कि स्वच्छंदताः? 

इस महाकाव्य से बस्तर के इतिहास पर भी दृष्टिपात क्ियाजा सकता डे) 
दरअसल इसे एक कहानी के रूपमे न देर कर इतिहास करे रूपमे देखना 
वयाहिए । ओर इस महाकाव्य के माध्यम से इतिहाख यही बतलाता है क्कि इस 
अंचल यें युद्ध कौ स्थिति नहीं के बराबर ही रही होगी ! कहने का तात्पर्य सह कि 
यह्‌ अंचल शान्तिभिय रहा होगा । यह महाकाव्य यह तथ्य भी प्रकाशित क्रतादहै 
कि इस अंचल में बहत पत्नी प्रथा रही है जओौर यह भी कि सौतियाडाह से यह 
अंचल भी जद्ूता नदीं रहा । नरायन राजा कौ इक्ोस रानियों द्वारा नयी रानी 
माहालयखी पर ढाए गए जुल्म-ओ-सितम यही तो बतलाते हँ | 


कोडागांव क्षेत्र में गाए्‌ जाने बाले इस लोक महाकाव्य का ध्वन्यांकन मैनं दिसम्बर 
1996 में तथा पुन> जनवरी 199@ में किया । जनवरी 1998 एवं जनवरी 19%> में 
तथा इसका “ टान्सक्रिष्यन' ओर इसके तुरन्त बाद अंग्रेजी अनुवाद । फिलहाल 
इसके हिन्दी अनुवाद का कार्य जारी है । इस महाकाव्य को मने पठन-पाठन कौ 
दुष्ठिसरे5 खंडों तथा 3> अध्यायो में नियाजित कियाडे। इसको पुष्ट संख्या 10060 
के ऊपर होगी ! खोरसोसा (जगदलपुर क्षेत्र) में गाए जाने वाले लछकमीजगार का 
ध्वन्यांकन नवम्बर 2000 में मेरे द्वारा किया गया है जिसके लिप्यंतरण का कार्यं 
अभी शोष है । 

यहां प्रस्तुत है कोंडागांव क्षेत्र में गाए जाने वाले लकूमीजगार के खंड-1, अध्याय 
3 का अनुवाद उसके मूल सहित । इस जगार की पाट गुरूमायं हँ सुखदई कोराम 
(सरगीपालपारा) तथा चेली गुरुमायं हँ गागरी कोराम (सरगीपालपारा>)एवं 
कमला कोराम (पलारी)। 


लकमी-जगार 
खंड-1 : मुर खंड -रलंड-1 : आरम्भिक खंड 
अधया-ॐ3 : उपजास अथ्याय-3 : उत्पत्ति 


निकारा निरजन 


>7ए निराकार बले निरंजन 
निराकार निरजन निराकार निर॑जन 
निराकार रहे बाबा निराकार था लाखा 
दुदस्ागर रए क्षीरसागर था 


0 


रीर खमन्दुर रएाजा 
जलारग रए 

तिनपुर नाई रए बाला 
तिनपुर नाई रणए 
-एकमेलान रए जाबा जे 


क्षीरसागर था बाना 
जल दही जत था 

तीन लोक नही थे बाना 
तीन लोक नदद थे 

एक समान था नाना 


१२३७ 


10. एकमेलान रण 


१ 
१. 
1 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
3; 
2. 
८1 


-2 2 


ज्7्ली 23 
24 


2 
2 ©. 


2 


28. 
22 
30. 
1 
2 
ध 
34. 


न्7्सी 35. 
36. 
2 
38. 
39. 
40. 
6 
व 
43. 
44. 
45. 


जलारण ने कमल फुल 
जलारंग ने कमल फुल 


कमल फुल फुटे वाना 
कमल फुल पट 

जिसनु पयदास होय जाना 
जिसनु पयदास होय 

जलारग आसं लाला 
दुदसागरे जसे 

भगवान के पुरानयानाजे 
भगवान क "पुरा नय 

लासुत नाग दरे बाब 

व्रासुत नंग दस । 


ह राम भगवान मयं कालाकरवंः 


लापरे दइया काला करवं 
करव कवन जकिल बले 
करवं कवने गियान 
धन-धन मेरा तगदीरः 
धन-धन मेरा नसीब 

कोन जकल करें चले 
कोन गिसान करे 

भगवान के पुरा बले नय ले 
भगवान के पुरा नय 
पुरानेउक नी दयं बले 
मयं पुरा नेऊक नी दयं । 


छेके बानू लासुत नांग 

छेके बालू बासुत नंग 

पुरा नेडक नी दस बालु 

पुरा नेडक नीदय 

जल्ारंगे जासोत बाला 

दुदसागरे आसोत 

विसनु भगवान चो बोमली खाले 
लिसनु भगवान चो बोमली र्राले 
कमल फुल फटे बाबा 

कमल फुल फटे 

लरमा पयदासख होय बाला 


46. बरमा पयदास होय 


4 


7. इस पंक्ति म छत्तीसगद्दी का प्राव स्लकताई! 


दुनों भाई आसरोत बाबा 


एक समान था 

जलराशि मे कमल का फूल 
जलराशि मे कमलकरा फूल 
रखिििला कमल का फूल लाला 
र्िलाकमनल का फूल 

जिसनु का जन्म हुजाओो बाला 
विसन्‌ का जन्म हूुजा 
जलराशिमेडै ओ बाबा 
क्षीरसमुद्रमें है 

भगवान को बाद ले जाती बाला 
भगवान को बाढ बहा ले जाती 
लासुत नाग देरता बाला 

नासुत नाग देररता । 


"हे राम भगवान मैं क्या कर 
तलापरे दडइया भै क्या करू 
करु कौन उपाय ' कहता 
"करु च्छोन खा ज्ञान 

धन्य- धन्य" मेरी तकदीर 
धन्य- धन्य मेरा नसी 
करुक्छौन सा ज्ञान 

“करु कौन उपाय कहता 
भगवान को बाढ ले जाती ' कहता 
भगवान को बाद ले जाती 
व्ाट्‌ मेन बहने दूँ" कहता 
"म बाद में न बहने दू ।' 


रोकता बाबर बासुत नंग 

रोक्ता बाबू बासुत नांग 

वाढ में बहनेनदेता बानू 

वाद्‌ में बहनेनदेता 
जलरशिमें हें लाला 

क्षीरसागर में हैँ 

लिसन भगवान को नाभि के नीचे 
जिसनु भगवान की नाभिके नीचे 
सिला कमल का फूल बाला 
रला कमल का पल 

बरमा का जन्म होता लावा 
रमा का जन्म होता 

दोनों भाई ओ बाबा 


इस महाकाव्य में कुरेक स्थानोंको छोडकर प्रायः *कहता' या "कहते" का तात्पर्य “विचार 
करने्सेदहै 


% यहां ˆधिकू-धिक ' 


डी 


= ह = 


१04 


42. 
45 
(2; 


= 
2 
= 
54. 
9 
1 
~ 
58. 
5. 
©. 


© 1. 
©2 . 
63. 
64. 
(< 
66. 
67. 
©8. 
©6%. 
५. 
1 
72. 
क 
4. 
~ 
6. 
274. 
78. 


4 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
82. 


टुनो के पुरा नय 
लासुतं नांगदच्छेके बाला 
पुरा नेउक नीदय) 


जिसनु भगवान चो कोथा जारे 
लिसनु भगवान चो कोथा बाट 
महेसर पसदास हौय नावा 
महस्रर पयदास होय 

तिनों भाई जासोत बाबा 

तिनों भाई सोत 

तिनों के पुरा बले नस लाला 
तिनो के पुरा नय 

लासुत नाग चछेके बाबा 

पुरा नेडक नीदय। 


मने बिचार भगवान करोत 
दीले धोका भगवान करोत 
हे राम भगवान बलोत बाबा 
व्वापरे दडइया बलोत 

कोन जकल करु बलोत 
कोन गियान करु 

तिनपुर नीहाय बलोत 
तिनपुर नीहाय 

जलारंग आसे बनलोत 

रवरीर समंदुर आसे 

धरती उपजाउन गेलु जाले 
पिरथी के रचुन गेलु जाले 
जुग-जुग नाव रणएदे बलोत 
जुग-जुग नाव होयदे 

कांड नामना निहाय बलोत 
कांड किरती निहाय 

नामना डुब्रुन जाय बलोत 
किरती बुद्न जाय। 


सुन बालु काकडा लोगो 
सुन बाबु काकड़ा लोगो 
जाते सुनुन जा लान 
गोट मानुन जा 

जलारेग ने-जा बान 
दुटसागरे जा 

केचवां कोड़ा आन बाबु 
केचवां कोड़ा जान 
काकड़ा लोग सुने बाना 


दोनों को बाद बहा लते जाती 
्ासुत नाग रोक्ता जाना 
वाद में न बहने देता) 


बिसनु भगवान क पेद ख 
विसनु भगवान क पेड्धूम्प 
महेसर का जन्म होता बाबा 
महैसर का जन्म हाता 

तीनों भाईदहं ओ लावा 

तीनों भाई हें 

तीनों को बाद बहाले जाती बाच 
तीनों को बाद बहा ले जाती 
लासुत नाग रोकता बाला 

बाद में न बहने देता 


मन में विचार भगवान करते 
दिल में चिंता भगवान करते 

' हे राम भगवान ' कहते बाला 

° लाप रे दडया ` कहते 

कोन उपाय करु कहते 
"कोन सान्ञान करू 

* तीन लोक नहीं है' कहते 

' तीन लोक नदीं हैँ 
जलदहीजलदडै' कहते 

° क्षीरसागर ' है 

* ध्यरती कौ रचना करे तो 
पृथ्वीकौी सृष्टिकरेतो 
युग-युगान्तर नाम रहेगा" कहते 
“ युग-युगान्तर नाम होगा 

हमारा कोई नाम नहीं है * कहते 
हमारी कोई कर्ति नहीं है 

नाम डूब जाएगा" कहते 

कीर्तिं डूब जाएगी । 


"सुन ओ बालक केके 
सुन ओ बालक केक 
जात सुनता जा बालु 

तू कहना मानता जा 
जलराशिमें-जा ओ बालक 
क्षीरसागरे जा 
केचुजाको लेकर जा बाबू 
तू केचुजा को लेकर आः 
केकडा दहै सुनता बाना 


ज्7्जी 


ॐ>^्पच 123. 
14. 
125. 
126. 
127. 
128. 


₹९४० 


88. 
ॐ. 
0. 
©. 
2. 
2 
4. 


@ 5, 
ॐ. 
४ 
€. 
2 


100. 
101. 
102. 
103. 
14. 
८9 
106. 
107. 
108. 


109 


116. 
911 
112. 
1:38 
114. 
१ 
216: 
117. 
118. 
11; 
420; 
121. 
122. 


रगायन 


जलारग ने जाय 

केचवां कीड़ा सरोजे बालु ज 
कैयवां कोडा रोजे 

डाङा ने चाबुन आने बाबु जे 
डाड्ा ने चाबुन आने 
जबरमा-विखनु के दय बाबु 
मडेसर भगवान के दय) 


सुन परभु बरमा-बलिसनु 
सुन परभु महेसर भगवान 
काय बलात आय ले 
आले मोके सांगा 

मके तो डर लागे बले जे 
मके भय लागे 

रमा काय बले बालु के 
लिसनु काय बले 

सुन बाबु केचवां कोड़ा 
सुन बाबु कचवा कोड़ा 
तिनपुर निहाय बाबु 
एकमलान आसे 

कड नामना निहाय जाब 
मोयो कांड किरती निहाय 
नामना इुलुन जाय बालु 
किरती बुद्धन जाय 

एक्‌ किरती करतत जाले 
एके किरती करलत्तु जाले 
जुग-जुग नाव रयदे लाल 
किरती बाद्भुन जायदे 
जलारग आसे बालु 
दुदसागर आसे 

रीर समंदुर जसे बालु 
रव्रीर समंदुर आसे 

हतडधी ने हागुन दे बालु 
हतडी ने हागुनदे 

धरती के उपजाउन जायं बाबु 
मयं पिरथी के बांधुन जायं | 


सुने बाचु केचवां कीड़ा 
सुने बालु केचवां कडा 
हतडी ने हागुन दय बालु 
हतडी ने हायुन दय 

धरती -उपजाङन जाय बाबा 
पिरथी के ांधुन जाय 


जलराशि में है जाता 

कंचुा है खोजता बाबू 
कचु है खोजता 

दाद्‌ में पकड़ कर लाता बाबू 
दाढ्‌ मे पकड कर लाता 
जरमा-लिसनुकोदेता बालू 
महेसर भगवान को देता। 


"सुन प्रभु हे बरमा-लिसनु 
सुन प्रभु हे लरमा-बिसनु 
किसलिए ब्रुलवाया ' कहता 
“मुद्रे आप बतलापं 

मुञ्ञको डर है लगता" कहता 
° मुञ्लको भय है लगता" 
्ररमा कहताहै बाबू से 
वलिसनु कहतादै 

"सुन बाबू ओ कचु 

सुन बाबु ओ केचुआा 

तीन लोक न्दी है बाबर 

सब एक बराबर है 

कोड नाम नहीं है बालू 

मेरी कोई कीर्तिं नहीं है 

नाम डूब रहाहै लान 

कीर्ति इून रही दै 

एक काम करेगेहम तो 

एक काम करेगेहम तो 
युग-युग नाम रहेगा बाबू 
क्रौर्तिं बनी रहेगी 

अगाध जलराशि है बाबर 
क्षीरसागर है 

क्षीरसमुद्र रहै ओ बान 
क्षीरसमुद्र दै 

मेरी हथेली पर मल-त्याग कर दे बाबू 
मेरी हथेली पर मल-त्याग करदे 
धरती कौ रचना करर दू लार 
मै पृथ्वी की सृष्टिकर दुं ।' 


सुनता ानरू केचुञा 

सुनता बाबू केचुआा 

हथेली पर मल -त्याग करता बान 
हथेली पर मलल-त्याग करता 
धरती को रचना करता बाला 
पृथ्वी को रचना करता 


०7 


ज्जे 


12 >. 
130. 
3 
६1८. 
4.3; 
134. 
4.2. 
136. 
13... 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 


143. 
144. 
13; 
146. 
14. 
148. 
14. 
150. 
131: 
॥ ~ 1 
4.3; 
154. 


4 
16; 
116 
158. 
9.2; 
160. 
1€1. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
16. 
168. 


1€>. 


सुरवां काय बले बाला 

हे राम भगवान `बले 

कखन धरती तुय उपजाङख बले 
कखन पिरथी -लांधिसख बले 
धरती उपजाउक नीं दयं बले 
पिरथी के बांधुक नीं दयं 
आधा पानी के लिललो जाले 
आधा पानी के लिललो 

आधा समंदुर होय बाबा 

पानी के पुरकुन दिले 

समुंदर ञ्लक्ुन जाय लाना 
जमा माटी के नय 

पिरथी के लांधुक नीं दय बाबु 
धरती उपजाउक नी दय। 


हे राम भगवान मयं काला करवं 
लापरे दडइसा काला करव 
कसन धरती -उपजायं बले 
कसन पिरथी के रें 

सुरां उपजाङउक नींदय बले 
मके सुरवां बांधुक नींदददय 
उनाधा पानी के लिललो जाले 
आथा समंदुर होय 

पानी के पुरकुन दिलो जाले 
समंदुर इ्लकुन जाय 

जमा माटी के नय बले 

जमा मारी के नय) 


सुन बाबु काकडा कोडा 
सुन बाबु काकड़ा कोड़ा 
कालिक माता लगे जा लालन 
कालिक माता के जान 
एक ङंड्िक एवो लाद 
एक ङंडिक एवो 

काकड़ा कीड़ा सुने 
कालिक माता लगे जाय 
आया के काय बले ला 
सुन जया बले 

सुन जाया तुय कालिक माता 
सुन जाया कालिक माता 
जलारगण में जावं जया 
दुदसागरे जावं 

जयंदे बालु बले जाया 


सुरां है कहता बाबा 

“हे राम भगवान ' कहता 

“ऋसे तुम धरती उपजाऽओोगे ' कहता 
"केसे तुम पुथ्वी उपजाओभे" कहता 
` धरती उपजाने न दूंगा ' कहता 
“मैं पृथ्वी सिरजने न दुंगा' 
धा पानीको लीलने पर 
अधा पानी को लीलने पर 
खसुद्र आधा दहो जाता बाबा 
पानी को बाहर करने पर 

समुद्र मे बाद आ जाती बाबा 
खारी मिट्टी बह जाती 

पृथ्वी सिरजनेनदेता बाबू 
धरती उपजाने न देता । 


^ हे राम भगवान र्म क्या करु 
जापरे दडइया मै क्या करु 
कैसे धरती उपजाऊ' कहता 
"म केसे धरती रच 

सुरवां रचने न देता" कहता 
“मुञ्चे सुरवां सिरजने नदेता 
जधा पानी को लीलने पर 
खमुद्र जधा हो जाता 

पानी को बाहर करने पर 
खमुद्र मे बाढ आ जाती 
सारी माटी बह जाती ' कहता 
"सारी मिट्टी बह जाती ।' 


“सुन बाबू ओ ककड 

सुन बाबु ओ ककड 
कालिक माता केपासजा बाबू 
तू कालिक माताक्ोला 
थोडी देर को आए बाबू 
वह जरा देर को जए! 
केकडा है सुनता 

जाता कालिक माता के पास 
मातासेहै कहता लाबू 
सुन माता चह कहता 
"सुन माता तू कालिक माता 
सुन माता ओ कालिक माता 
जलराशि में चलँ माता 
क्षीरसागर मे जायं 

` आगमी बाचु" कहती माता 


१४९१ 


०7क 


97 जाई 


170. 
1४14 
12; 
1.03; 
1.4. 
14 
1.6. 
४०. 
1.78. 


9 
186. 
181. 
0 
183. 
184. 
185. 
186. 
18. 
188. 
18. 
190. 
91 
१.0 
7. 
154. 
1. 
156. 
१0 
198. 
99 
-2 00). 
201. 
202. 


203. 
< 4. 
8 
206. 
20. 
208. 
-2009. 
210. 


हरब्रर तीयार हौय 

आपन खाज पिंदे जाया 
आपन जाक ध्वरे 

नाहा मे बाजुबन्द बांधे आया 
हाते तलवार ध्यरे 

जाते-जाते बले जाय आयाजे 
कोसक-दापक जाय 

जलारग मे जाय जाया 

रीर समंदुरे जाय । 


सुना परथु तुमी बरमा-बिसनु 
सुना भगवान महेसर भगवान 
काय बलाव जय बले 

आले मोके सांगा 

आया के काय बलोत बाबा 
सुन जाया बलोत 

धरती उपजाउन जायं आया 
मसं पिरथी के रचुन जायं 
सुरवां उबजाउक नीं दय बले 
कसन धरती उबजायं 

आधा पानी के लिललो जाले 
आधा पानी के लिललो जाले 
आधा समंदुर होय बल्ले 

पानी के पुरकुन दिले 

स्मदुर ज्ञलकुन जाय 

मोचो जमा माटी के नय 
कसन धरती उबजायं बले 
मयं क्सन पिरथी के नार्धे 
सुरवां के भसम कर तुय 
सुरवां के भसम कर 
कालिक माता सुने बाबा 
करेदे परभु बले 

जलारग ने जाय आया 
टुदसागरे जाय । 


पोहरते-पोंहरते आया जाय 
पोह रते-पोंहरते आया जाय 
सुरवां लगे बले जाय आया 
सुरवां के काय बले 

किदलो बड़ चो आस बालु तुय 
धरती के उबजाउक नीं देस 
पिरथी के बांधुक नीं देस बाबु 
पिरथी के बांधुक नींदेस 


जल्दी तैयार होती 

अपने साज पहनती माता 
अपने सामान लेती 

वांहो मे बाजुबन्द बांधती माता 
हाथ मे तलवार लेती 
जाते-जाते जाती माता 
चकोस-दाब भर जाती 

जलराशि मे जाती माता 
क्षीरसागर में जाती । 


सुनो प्रभु तुम बरमा-बिसनु 
सुनो हे महेसर भगवान 
किसलिए बुलवाया कहती 

` मुञ्चे तनिक बतला ' 
मातासे है कहते बाबा 

"सुन हे माता' कहते 

` धरती को रचना करता माता 
म पृथ्वीका सर्जन करता 
सुरवां उपजाने न देता " कहता 
"कैसे धरती उपजाऊ 

आधा पानी लीलने पर 

आधा पानी लीलने पर 

समुद्र आधा हो जाता' कहता 
पानी को बाहर करने पर 
समुद्र मे बाद आ जाती 

मेरी सारी माटी बह जाती 
कैसे धरती उपजाॐऊ' कहता 
गं कैसे पृथ्वी को सिरजुं 
सुरवां को भस्मकर तु माता 
सुरवांकानाशाकरदे 
कालिक माता सुनती बाला 
`करुगी प्रभुवर' कहती 
जलराशि मे जाती माता 
क्षीरसागर में जाती । 


'तेरती हुई जाती माता 


तैरती इई जाती माता 
सुरवां के पास जाती माता 
सुरवां से दहै कहती 
"कितना ब्डातुहैरे बाबू 
धरती रचने न देता 

पृथ्वी सिरजने न देता बाबू 
पृथ्वी सिरजने न देता 


ॐ7्एम 


0.1 
2 12; 
213; 
2 14. 
24: 
-2 16. 
2 1. 
218. 
2; 
224. 
221. 
न 
2: 
224. 
> 
2 ७: 


22 ^ - 
22 €< 
229: 
2 30). 
९ 
८ 
32 
23 4. 
४ 
236. 
23 ^. 
>©; 
2 29 
240. 
24 1. 
24. 
243. 
< 44. 
245. 
246. 
24. 
2448. 
2 49. 
250. 


> 1; 
9 


तुय-मयं जुज खेत्तं जाब 
तुय-मयं जुज खलल 

खेले आया र कालिक माता 
रबैले आया कालिक माता 
जुज लुन जाय आया 
जुज खेलुन जाय 
रत्रलते-रत्रेलते खेलं आया 
रव्ेलते-सरेलते रखैले 

सुरवां के भसम करे जया 
सुरां के भसम करे 

सुरवां मरुन जाय बाबा 
जलारग मे जाय 

सुरतां के भसम करते बले 
मय सुरवां के भसम करते 
धरती उबजाउन जा बले हुन 
पिरथी के बांधून जा। 


सुन बाबु काकड़ा लोगो 
सुन बाबु काकडा लोगो 
जलारगने जा बालु 
रब्रीरसागरे जा 

केचवां कोड़ा आन बालु 
तुय केचवां कोड़ा आन 
जलारेग ने जाय बाबु 
केचवां कोड़ा आने 
नरमा-लिसनु क दय बाबु 
वाब के काय बलोत 
हतडी ने हागुन दे बालु 
मयं धरती उलजाउन जायं 
हतङी ने हागुन दय बान्नु 
हती ने हागुन दय 

धरती उवबजाउन जात राजा 
पिरथी के रचुन जात 
उव्जाय राजा रे बरमा-िसनु 
उव्रजाय राजा महेसर भगवान 
तिल भर उबजाय राजा 
तिल भर उकजाय 

पयसा इदलो उबजाय राजा 
रुपिया इदलो उबजाय 
ध्रती उबजाडन जाय राजा 
पिरथी के रचुन जाय 
हतडी इदलो उव्जाय राजा 
हतडी इदललो उबजाय 


तू-मं युद्ध करे ज बाबू 

तृ-मं युद्ध करे 

लङ्ती माता कालिक माता 
लङ्ती माता कालिक माता 

युद्ध करती जाती माता 

युद्ध करती जाती 

लड्ते-लडते लडती माता 
लड्ते-लड्ते लडती 

सुरवां को भस्म करती माता 
सुरव्ांका नाश करती 

सुरवां मर जाता बाबा 

जलराशि मे जाती 

^ सुरवां को भस्म किया" कहती कह 
“गन सुरवां का नाश किया 
धरती कौ रचना कर' कहती वह 
“पृथ्वी क्रा सुजन कर)" 


सुन बाबू ओ ककड 

सुन बाबू ओ केक 
जलराशिमेजा बालू 
श्षीरसागरमेजा 

कंचुजानले जा बाचु 
केचुालेञा' 

जलरायि में जाता बाबू 
कचु ले आता 
रमा-बिसनुकोदेता लानू 
तरे केचुएसे कहते 

'हथेली मे मल-त्याग करदे बाबू 
मं धरती-सुजन करूगाः 
हथेत्ती पर मल-त्याग करता बाचु 
हथेली कौ रचना करते राजा 
धरती कौ रचना करते राजा 
पृथ्वीका सर्जन करते 
जरमा-लिसन उपजाता राजा 
महेसर भगवान उपजाता राजा 
तिल भर धरती उपजाता राजा 
तिल भर धरती उपजाता 
पैसा" बरार उपात्ता राजा 
रुपया" लरालर उपजाता 
धरती की रचना करता राजा 
पृथ्वी को रचना करता 
हथेली-सी उपजाता साजा 
हशथेली-सी उपजाता 


लपन 


ज्ञो 


2 


254. 
255. 
256. 
0 
258. 
259. 
260. 
261. 
2; 
263. 
2 64. 
29 
266. 
2€ 7. 
268. 
269. 
7 
21. 
ॐ 25 
४ 09 
2 74. 
2 
0; 
277. 


278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 


धरती ने पायं मंडाय राजा। 


इतडी इदलो ले बाखरा इदलौो 
हतङडी इदलो ले बाखरा इदलो 
कोठार असन उपजाय राजा 
कोठार असन उपजाय 
पिरथी के रचुन जाय राजा 
पिरथी के रचुन जाय 

अली मै्दाग उबजाय राजा 
डंगभाया उबजास 

काय मंजा सुन्दर दरे बाबा 
अती सुन्दर दखे 

उबजाय राजी रे नरायन परभु 
उव्रजाय राजा बिसनु भगवान 
धरती उबजाडन जाय राजा 
पिरथी के रचुन जास 

तिनपुर उबजाय राजा 

तिनपुर उब्जाय 

तलपुर उबजाय राजा 

मेजपुर उबजाय 

उपरपुर उबजाय राजा 

म्रेगपुर उबजाय 

धरती उबजाउन जाय राजा जे 
पिरथी के ांधुन जाय 
कैलासपुर उबजाय 
बालीखंडपुर उबजाय । 


उब्रजाय राजा रे गोजिन्दपुर 
उवबजाय राजा सागरपुर 
हरदीनंगर उबजाय राजा 
दुरडीनंगर उबजाय 
इन्दरपुर उब्रजाय राजा जे 
बद्ुन्दपुर उबजाय 
कोबेरपुर उब्रजाय राजा 
जनेकपुर उबजाय 

धरती उबजाउन जाय राजा 


धरती पर पांव धरता राजा 


हथेली भर से कमरा भर 
हथेली भर से कमरा भर 
र्रलिहान बराबर उपजाता राजा 
रव्रलिहान बराबर उपजाता 
पृथ्वी को रचना करता राजा 
पुथ्वी का सिरजन करता 
बड़ा मैदान रचता राजा 
ऊचा मैदान रचता 

बङा ही सुन्दर दिता बाबा 
अतिशय सुन्दर दिखता 
उपजाता राजा प्रभु नरायन 
उपजाता राजा लिसन भगवान 
धरती कौ रचना करता राजा 
पृथ्वी को रचना करता 

तीन लोके रच जाता राजा 
तीन लोक रच जाता 
तलपुर'3 है रच जाता राजा 
मंजपुर'“ हँ उपजाता 
ऊपरपुर'< उपजाता राजा 
मेगपुर'< उपजाता 

धरती है उपजाता राजा 
पृथ्वी की रचना करता 
कैलासपुर उपजाता राजा 
जालीखंडपुर' उपजाता । 


उपजाता राजा गोलिन्दपुर 
उपजाता राजा सागरपुर 
हरदीनगर उपजाता राजा 
ट॒रडीनगर उपजाता 
इन्दरपुर'° उपजाता राजा 
व्द्धुन्दपुर"* उपजाता 
कोनेरपुरः उपजाता राजा 
जनेक पुरः उपजाता 

धरती को रचना करता राजा 





५. 
12. 
4.2 
14. 
1 
16. 
1 


९४४ 


छोटा सिक्ता 

जड़ा सिक्ता 

नीचे का लोक = पाताल लोक 
मध्य लोक = मर्त्य लोक 
ऊर्ध्व लोक = स्वर्ग लोक 


मेघ लोक 


जालु तरीय लोक = क्षीरसागर 


रगायन 


18. इन्द्रपुरी 

19. वरुणपुरी 
20. कबेरपुरी 
21. जनकपुरी 


जल्पी 


८ 
288. 
289. 
2.23; 
2%2 1. 
22 . 
2 2 
2 > 4. 


> > 
26. 
4: 
2 > 8. 
2 94 
300. 
3001. 
> 02. 
= 
304. 
305. 
306. 
30. 
308. 
309. 
310. 
311. 
21; 


1.3 
> 14. 
1 
316. 
21. 
318. 


1 
3.20. 
= 1 
= 


पिरथी के रचुन जाय 

मने लिचार राजा करे 

दील धोक्छा राजा करे 

मयं धरती उलजाउन जायं बले 
पिरथी के रचुन जायं 

च्राके सोपुर दयंदे बले 

मयं काके सोपुन दयंदे 

न्नाव्रु क काय बलत राजा। 


सुन बालु बासुत नागों 

सुन बाब्रु बासुत नागों 

मयं धरती उबनजाउन जायं बाबु 
पिरथी के रुन जायं 

धरती के कोन धरदं बाबु 
कोन बोहुन रदे 

तुय धरती के बोहून रा बाचु 
धरती के बाहून रा 

लासुत नांग क्रे सपे बाला 
लासुत नांग के सोपे 

सुने बाबु बासुत नागो 

सुने बालु बासुत नागो 

धरती के बोहुन जसे बाबु 
पिरथी के बोहुन आसे 
आपन-आपन जात बाबा 
आपन-आपन जाओत 
उपरपुरे बले जाय बाला 
रमा भगवान जाय) 


जाय बाबा रे िसनु भगवान 
जास लाना लिसनु भगवान 
ात्नीरखंडपुरे बले जाय लाना 
वालीरखंडपुरे जाय 
कैलासपुरे जाय राजा 
कैलासपुरे जाय 

महेखर भगवान जाय लाला 
मडेसर भगवान जाय 
जापन-आापन आसोत बाबा 
आपन-आपन आसोत। 


पृथ्वी का सिरजन करता 

मन मं विचार करता राजा 

दिल में चिन्ता करता 

“ मं धरती की रचना करता ' कहना 
` पृथ्वी चका सर्जन करता 

क्रिस सखौप दूंगा" कहता 

"म क्रिस सौप दूंगा' 

व्राच्रूखे है कहता राजा! 


"सुन बाबू आ लासुत नाग 
सुन बाबू जो बासुत नाग 

मं धरती कौ रचना करता लालू 
पुथ्व्रीको रचनाकरता 

कौन करे धारण धरती को 
कौन कहन करेगा 

तु धरतीको धारण कर लावरू 
तू धरती क्रो धारण करः 
जासुत नाग को सौँपता बाला 
लासुत नाग को सौपता 
सुनता बाबू बासुत नाग 
सुनता बाबू बासुत नाग 
धरती को धारण करता बार 
पुथ्वीको धारण करता 
अपने-अपने जाते बाला 
अपने-अपने जाते 

रूपरपुर को जाता लाला 
रमा भगवान है जाता। 


जाता बाला रे लिसनु भगवान 
जाता बाला रे लिसन भगवान 
ालीरखरंडपुर को जाता बाबा 
बालीखंडपुर को जाता 
कैलासपुर को जाता राजा 
कैलासपुर को जाता 

महेसर भगवान जाता लाला 
हेसर भगवान जाता 
अपने-अपने पुरम लाला 
अपने-अपने पुरम है । 


9 "८ 


राजस्थान संगीत नारक अकादमी द्वारा 
श्री श्याम माली 
कको वर्षं २०००-२००९१ के ' अकादमी एवाड' के लिए 
सम्मानित क्कछिये जाने पर 
भारतीय लोक कला मण्डल परिवार व्छी ओर से 


बधाई ब शुभकामना 


राजस्थान की पारम्परिक कठपुतलीकला के विशेषक श्री श्याम 
माली काजन्म उदयपुर मे 30 दिसम्बर 1957 को हा । वर्तमान 
मं जाप सहायक निदेशक के पद पर्‌ भारतीयलोक कला मण्डल 
उदयपुर मे सेवारत है! राजस्थान विश्च विद्यालय, जयपुर द्वारा 
इतिहास गे स्नात्का्र उपाधि प्रापस्तश्रीख्यामजी कठपुतली कला 
श्तेत्र में सूत्र संचालित पुतली, दस्ताना पुतली, छडपुतली व छाया 
पुतली मं विशेषता प्राप्त है। आपको कठपुतली नाट्य लेखन, 
निर्दशन व रष्ीय तथा अन्तरीय संचो पर प्रदर्णन का विशद 
अनुभव हे । जपने राजस्थान के विभिन्न जिलों में राजस्थान संगीत नाटक अजकादमीव 
अन्य संस्थां द्वार जायोज्य कठटपुतली कला कार्यलालाओं के माध्यम सरे राज्य भर के 
अनुमानित 3200 छात्र छात्राओं व संगीत नारक अकादमी, नई दिल्ली, नेहरू युवा 
केन्द्र, भारत सरकार, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली, सी.सी.जार.टी. नई दिल्ली; 
एस.आह.ई.आर. टी. उदयपुर, केर राजस्थान, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं 
( आई .ई-सी 2), राजस्थान सरकार, लोक जुस्बिश परिषद, जयपुर, विक्ञान एवं प्रोद्यौगिक्री 
विभाग, जयपुर जदिकेलिएकठपुतली की विधिन्न कला में जब तक 28 नारको का 
लेस्न वं निर्देशन क्रिया है साथ दही ग्रामीण परिवेश में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के 
वातावरण निर्माण दहेतु कडपुतली कला दलों को तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रो मैं अभियोजनों 
का संचालन किया) 





अापन कठपुतली विद्या के अध्ययन एवं प्रदर्शन हेतु जापान, अमेरिका व 
मलेशिया कौ यात्रा कौ तथा राजस्थानी चेम गाथां पर आधारित टेलीप्ठिल्म “"रेत 
स््िले सपने * ` का निर्माण क्रिया] 


जापको पयविरण विभाग राजस्थान सरकार एवं भारतीय लोक कला मण्डल 
द्वारा विशिष्ट सेवा सम्मान तथा श्रेष्ठ कठपुतली प्रदर्शन हेतु जापान खरकार द्वारा स्वर्णं 
पदक से खंम्मानित क्रिया गया दै। 

बेजान पुतलियों से जान डालकर कला की ऊचाईयां छूने वाले एेसे सृजनधर्मीं 
को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सम्मानित कर गर्व की अनुभूति करती है। 


२४८६} रृगाासन 


